Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


6 


श्रीमत्सदानन्दयोगीन्द्रविरचितः a> 


वेदान्तसारः 


कौ मुुदीव्यास्योपेतः 


A peered व्याख्याकारः 


Sto रमाशङ्कर त्रिपादी 
व्याकरएः चार्यः, एम० ए०, पी-एच० so 


प्रकाशक? 


बालकृष्ण त्रिपाठी 
बी० १/१२२-२१ ए, डूमरांव कालोनी, अस्सी, वाराणसी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FHSS ee ee eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an E > Gar gotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह 


-q 
श्रीमत्सदानन्दयोगोन्द्र विरचित: 


वेदान्तसारः 


L 
कोमुदीव्याख्योपेतः 2 


व्याख्याकारः 


sto रमाशङ्कर त्रिपाठी 
व्याकरणाचार्य!, THe To, पी-एच० डे > 


` प्रकाशकः 


बालकृष्ण त्रिपाठी 


बी० १/१२२-३१ ए, SALA कालोनी, प्रस्सी, वाराणसी । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्र णिशक१ 


बालकृष्ण त्रिपाठी 
alo १/१२२-३१ ए, SATA कालोनी, अस्सी, वाराणसी | 


द्वितीय संस्करण 


अगस्त १६७४ 

मुल्य ५.५० 
मुद्रक :-- 
ja AA 
त „~ `` का, बाराणसी- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Can 


4 


8 EP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपोद्घातः 


संसारोऽयं दुःखनिधानम्‌ । नास्ति कश्चित्‌ प्राणिवंगोऽत्र जगतीतले यः 
सर्वदा सर्वत्र च सुखस्यैवानुभूति कृत्वा सुखी सन्तुष्ठशच स्यात्‌ । कश्चित्सा- 
माजिकेन दुःखेन क्लिश्नाति तहि कश्‍्चिन्मानसिकेन शारीरिकेण च कष्टेन 
दुःखमनुभवति । कश्चिदत्र 'बुभुक्षावडवाग्निना भस्मीभवति तहि कश्चि- 
हव्यान्‌ पदार्थानु भ्रुकतवाऽजीर्ण॑ताविषदग्धो भवनु सुखदाया निद्रादेव्या 
निष्फलं स्तोत्रं पठन्‌ समग्रां रजनीमेव तल्पे प्रभातां करोति । कश्चिच्छारदी 
ज्योत्स्तामिव स्त्रकोयां घ्राणवल्जभामनवरतं गाढालिङ्गनेनोपगूहितुमिच्छति 
तदा कश्चिद्गृहे गृहलक्ष्मीमिव समागतां स्त्रकीयामुद्वाहितां भार्यामपि कण्ट- 
किनीं वल्लरीमिव दर्शनमात्रेणौतोद्वेगकरीमारलिगनेन निखिलशरीरविद्धकरीं 
चित्तोद्वेकारिणीङवानुभवति । श्रनया च रीत्या गणनातीतंईु:खेव्याप्ते 
'निखिले च जगतीतले जनो येन केनापि दुःखेन प्रताडितो gar तदपघातके 
हेतौ जिज्ञासां करोति, तद्धानार्थञ्व प्रयतते | तस्य मावप्रवणं हृदयं 
मतिश्च तथाऽनवरतं कमप्युपायमपाप्तुं प्रयतते यथा तस्य TANNA 
दुःखमुपशमितं स्यात्तथा पुनन प्र रोहेत्‌ । 


शिशुरचिरोद्भूतं नवागतं वालकं विलोक्य महत्या प्रबलया च जिज्ञा- 
"सया स्नेहमयी मातरं प्रति--“वालोऽयं कुतः समायातः, त्वमिमं aed 
'कस्मात्‌ स्वापयसि, कस्मादस्मँ स्तन्यमर्पयसि” ? एवमादोनि बहुनि प्रश्त- 
चचनान्युपरत्यस्यति । एवंविघाया जिज्ञासायाः समुत्तज्ञिखस्थाहये जायते 
(१) यदा मानवमनो जागतिकप्रपञ्चात्‌ किंञ्चदसम्पृक्ततया शान्तं 
fasaa भवति । तथा (२) य॒दा व्यक्तिहूदय दुः खत्रया मिघातान्मर्माहतं 
सद्‌ व्यथते । श्रस्मिन्तेवावस्याद्रये मानवजिज्ञासा यदाऽन्तिमं सीमानं 
-प्रयाति तदा संस्कारसम्मन्तो . मेधावी जन: यत्किञ्चिदपि लिखति वक्ति 
'तथाऽनुम्ति-तत्सव दर्शनक्षेत्र भ्रायाति । ta 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ex) 
विश्वस्मिन्‌ प्राचीनतमवाडूमयस्य ऋग्वेदस्थ नासदीयसृक्तस्याविर्भा- 
बकालादेवंताइश्या मानवजिज्ञासाया: सुस्पष्ट दर्शनं जायते । नासदोय- 
सुक्तस्य द्रष्टा ऋषि! कथयति--“को श्रद्धा वेद, क इह प्र वोचत, कुत 
भ्राजाता, कुत इयं विसृष्टिः ।” इति | 


एताहशो भिरजज्ञासा मि्देर्शनशास्त्रस्याधारशिला न्यस्ता`। ताहश्यो 
जिज्ञासा दुःखत्रयाभिघाताज्जाता उत शान्तस्य निर्मलस्य च हृदयस्य 
प्रवृत्तिभिरुत्पन्ता एतदन्यत्‌ | 


देशोऽयं भारतः सुदूरातीतक्ालादेव मोलिकविचाराणां चिन्तना- 
नाञ्चोर्वरो भूमिमाग श्रासीत्‌ । भ्रतीतानां समकालोन।नाञ्च तर्कान्‌ युक्ताश्च 
खण्डयित्वा सर्वथा नूतनतथ्यानां स्थापनमत्रत्याया मनीषाया निकषमाशोतुः। 
sa: सर्वथाविभिन्तामिर्हष्टिभिविचारसरणिभिश्च विचारणाभिरत्र विविधा 
दर्शनपद्धतयोऽस्तित्वे समायाताः । एषु सांख्ययोगौ, न्यायवंशे,षके मोमांसा- 
वेदान्तादय ग्रास्तिकदर्शनानि तथा लोकायतमिति नाम्ना प्रथिते चार्वाक- 
दर्शनम्‌, श्राहंतमितिसंज्ञया विदितं जैनदर्शनम्‌, एवञ्च सौगतमित्याश्यया 
विख्यातं बोद्वदशंनं नास्तिकदर्शनानि सन्त । 


वेदान्त उत्तरमीमांसेति नाम्ताऽपि निगद्यते। प्रत्र वेदास्तभागाना- 
मुपनिषदाँ प्रतिपाद्यविषयस्प्र जीवब्रह्मणोरैक्यस्य विवेचनं कृत्तमास्ते-॥ 
वेदान्तानाम्रुपनिषदां विषयविवेचकतयोत्तरमीमांसा वेदान्त इति कथ्यते । 
श्रघुनातृत्तरमीमाँसाऽनेनेव नाम्ना प्राधान्येन व्यपदिश्यते । वेदान्ताना= 
मुपनिषदां व्याख्या कतिपयैराचाय ति भिन्तामिह।ष्टमित्रिभिन्तान्‌ ` सिद्धा- 
न्तानु प्रतिपादयितुं कृताऽऽस्ते | भ्राभिर्व्याब्याभिः श्रीमता दर्शतकेशरिणा 
केरलीक्रोडलाितेन भगवता शड्ुराचायंणाऽद्ैतत्रादस्य, रामानुजाचःयेण 
विशिष्टाद्वेतस्य, मध्वाचार्य ण दैवस्य, निम्बार्काचार्येण द्वैताद्वैतस्य, बह्ल- 
भाचार्येण qaia तथा :चंतन्यमहाप्रमुणा प्रचिन्त्यभेदाभेदवा दस्म 
प्रवर्तन कृतम्‌ | श्रद्वतवेदाम्तोऽयं शाङ्कुरवेदान्त इत्यपि निगद्यते, यतोऽस्या- 
बार्यपरम्परायामाद्शङ्कुराचार्यस्य स्थानं सर्वविशिष्टमास्ते। वस्तुतस्तु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(35) 


जनमानसेऽद्वतवेद।न्तस्य सादरं त्रिहिता प्रतिष्ठा ara adata- 
वायं शङ्करस्य प्रशस्तं कार्यमा सीत्‌ । 


्राचार्यशङ्कुरेण महर्पर्वादरायणस्य ब्रह्ममुत्रे, भगवद्गीतायां तथोप- 
निषत्सु सुधीजनमानसाह्वदकस्य विद्वदततन्त्रीनिनादकस्या द्वतसमर्थकस्य 
भाष्यस्य रचनां कृत्त्रा स्वकीयस्यापराजेयव्य क्तित्वस्या टँतवेदान्ते चिरकाल- 
पर्यन्तमम्जानायाः प्रभुताया निविवादमारोपणञ्च विधाय वस्तुतोऽदवतवेदान्तो 
दर्शन- क्षत्रमण्डले मूर्दाभिषिक्तः कृतः । प्रशिद्धानामितिहासकाराणां मतेता- 
चायंशङ्कुरस्याविर्भावः ७८८ ईसत्रीयवत्सरे तथा तिरोभावस्तु ८२० 
ईसवोये वत्सरे जातः। यत्कार्यं भगवता शङ्करेण कृतं तत्तु सर्वथा नवीन- 
मेवेति न मतम्‌ । वस्तुतस्तु भगवत; शङ्कराचार्यस्य परमगुरुराचार्यगौडपादः 
स्वका।रकासु श्रद्वैतसिद्धान्तस्योद्‌भावनं पल्लत्रनञ्च सम्यक्‌ चकार। 
परश्च सत्यप्यस्मिन्‌ सर्व स्मिनु श्रह्वतवेदान्तकाननैकपञ्चानतस्याचार्यशङ्कुरस्य 
यशो न किञ्चिदपि मलिनं कर्तु शक्यते । यदि शङ्करस्य सहयोगो नामि- 
लत्तह्यद्वेतवेदान्तस्याधुनातनीं Rafai स्यादेतन्िश्चप्रचम्‌ । भ्रस्मिन्‌ कथने 
sat शे्रुपोजुषो न विप्रतिपत्तिर्भवितुं शकतोतीति मन्ये । 


आचायंशङ्करस्य कार्याणि FAIA 


श्राचार्यशङ्करः स्वजनुषा भारतभ्रुवः सुदूरं दक्षिणाञ्चलमलञ्चकार । . 
wa महानुभावो द्रविणव्राह्मणपरिवारस्य देदीप्यमानं होरकमासीत्‌ । 
अस्य मेघा तथा तीक्ष्णाऽऽसीद्यया न कश्चिदपि समकालीन आचार्यः प्रच 
लितायां विचारसरणी शास्त्रार्थे सम्मुखे स्थातुमशकनोत्‌ । स्थिते समक्षं 
शङ्करे शास्त्रार्थे कस्य पण्डितमानिनो हृदयं नाकम्पत्‌ ? भ्राचार्योऽयं वेद- 
प्रतिपादितस्य वर्णाश्रमधर्मस्यादवँतवेदान्तस्य च प्रचाराय प्रसाराय च 
भरतवर्षस्य चतुर्षु दिक्क्रोणेषु चत्वारि पीठानि स्थापयामास । भ्रस्त्यु- 
weai दिशि देवतात्मति हिमालये हिमश्पुङ्कलानां मध्याञ्चले नातिदुरेः 
बदरिका श्रमाञ्ञ्योतिष्पीठम्‌, पूर्वस्यां दिशि पुरीतिप्रसिद्धे पुरुषोत्तमक्षेत्रे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Gane") 


गोवर्धनपीठम्‌, दक्षिणाञ्चन्ेऽस्या भारतभुवो रामेश्वरक्षेत्रे TSTANS तथाः 
पश्चिमायां दिशि द्वारकाक्षेत्रे शारदापीठं स्थापितमनेनाचायंभ्रवरेण ॥ 
एतेभ्यो व्यतिरिक्त पञ्चमं कामक्रोटिपीठमयमाचार्यः स्वनिवासाथं स्याप- 
यामास । पोठमेतत्‌ नगरोललछामभूतायां काश्चीनगर्या शोभितं सद्विलसति। ` 
एषु पीठेष्वभिषिक्ता ग्राचार्या अपि शङ्कुराचार्येति नाम्ना प्रथिता जायन्ते। 
इमेऽदवतवेदान्तस्य मर्मज्ञा विद्वांसो wafer । एते महानुभावा भ्रपि काले 
काले वेदान्तग्रन्थानां रचनां शङ्कराचार्यस्य नाम्ना कुर्वन्ति। एतदेवास्ते 
कारणां यच्छङ्कुराचार्यस्य नाम्ता प्राप्तेषु ग्रन्थेषु कति ग्रन्था श्रादिशङ्कराचार्य- 
कृता सन्त्यस्य निर्णयो यदि नाशक्यसम्भवस्तह्मत्यन्तं कठिनोऽतश्यमास्ते । 
तथापि सन्ति कतियये ग्रन्था ये प्रथमशङ्कराचार्यनिमिताः सन्तत्यत्र नास्ति 
कस्यापि विदुषो बँमत्यम्‌ । ब्रह्मसूत्रे भगवद्गीतायां तथेश-कठ-प्रश्‍न- 
मुण्डक-ऐतरेय-तैत्तिरीय-छार्‍्दोग्य-तरृहदारण्यको ai भाष्यमादि- 
शङ्कुराचार्यस्यंव कृतिरित्यैकरमत्येन मन्यते fagat समवायः। विष्णु- 
सहस्रनामभाष्यं सनत्युजातीयमाष्यं गायत्रीभाष्यं तथा मण्डलव्नाह्मणोप- 
निषदि राजयोगमाष्यञ्च प्रोढतायाः सररोश्चाधारे प्रथमशङ्कुराचार्ये WA. 
विरचितानि सन्तीति स्त्रीक्रियते । उपदेशसाहस्री, विवेकचूडामणि; 
Akana, श्रपरोक्षानुभूतिः, पञ्चीकरणम्‌, दक्षिणामूतिस्तोत्रं तथा: 

. मोहमुदृगरोऽप्यादिशङ्कराचार्थस्यैव रचनाः सन्तीति समालोचकानां निवि 
- शङ्का धारणा । कतिपये विद्वांस: प्रपञ्चसारस्य सौन्दर्यजञहर्ाश्रादि- 
शङ्कराचार्यस्य कृतित्वे सन्देहाकुलाः सन्ति । 


 ग्राचार्यशङ्करेण योऽद्वैतकल्पवृक्षः सिञ्चितः पल्लवितः पुष्पितश्च कृत) 
स फलभरितः स्यादित्पर्थमग्रे बहुभिराचायँः सपरिश्रममुद्योगो विहितः। 
एष्वादरांस्पदेष्वा चा येषु वृहदा रण्यकोपनिषदृमा ष्यवा तिक — तैत्तिरीयोप- 
निषदुमाष्यवातिक-दक्षिणामुतिस्तोत्रवातिक-यज्लीकरणवातिक-नंष्कर्म्येसि- 
दूयादीनां ग्रन्थानां निर्माता सुरेश्वराचार्य:, ब्रह्मसिद्धिरचयिता मण्डन मिश्र, 
चतुःसुत्री भाष्ये पञ्चपादिकाव्यास्याया। कर्ता पद्म ादाचार्य :, विवर प्रमेय- 
संग्रहकारो माधवाचार्यः, ` शारीरकमाष्परेऽनुपमव्याख्याया ANAT 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


GR) 


रचयिताऽऽवार्यवाचस्परतिमिश्रः, वेदान्तकौमुदोकारो रामादयः, तथा 
चित्सुखीरचयिता चित्सुवाचार्यो वँ शिष्टेन परिगणनीयाः सन्ति । 

_ ग्राचार्याणामस्यामेत प्रशस्तपरम्परायां खैष्टोयसम्वत्सरस्य TAIN- 
शताठ्यां परमहंसपरिब्राजकाचार्यः सदानन्दो वेदान्तसारनामकम्‌ भ्रत्यन्तं 
लोकप्रियं प्रकरणाग्रम्थं रचयामास । श्रद्व॑तवेदान्तस्य सुहढे दुर्गे प्रवेष्टु- 
मेतत्‌ सरलतमं द्वारमास्ते, वस्तुतोऽद्वैतवेदान्तक्षीरसागरस्य सश्रममालोडनं 
विघाय तन्निर्गतं मधुरं नवनोतं ग्रम्थकारोऽस्मिनु प्रक रणाग्रन्थे सम्भतञ्चकार। 


` a4 
वदान्तसारस्य Wal 

वेदान्तसारस्य भाषाऽतीव सरला सुवोबा सुस्पष्टा चास्ते। ALT 
सरणिर्वोधगम्या$5डम्वरविहीना चास्ते । eac: सुस्पष्टेश्व शब्दंगंस्मी- 
` राभिप्रायस्य व्यक्तीकरणे स्वीकृता ग्रन्थकारस्य शेली मनोहारिणी अनुपमा 
चास्ते । यथाऽन्ये दर्शनकारा: प्रायशः कुर्वन्ति तथाऽयं सरलमप्यभिप्रायं 
नाच्छादयति वागूजालँः, श्रवो ग्रन्थस्याभिप्रायो न भवति gez: । वक्रां 
गम्भीराञ्च वार्ता सरले: स्वल्पश्च शब्द: कथयित्वा वेदान्ःस्य हृढग्रन्थि- 
मुदूबाटयितुं ग्रन्थकारोऽयमनुपम श्रास्ते । श्रनया रीत्या पाठऊेम्य 
प्रोत्साहने दत्वा तेषामयं महान्तम्रुपक्रारं कुरुते । ग्रन्थकारस्य वैशिष्ट्य- 
मेतदन्यत्र दुलंममस्ति । यथाऽन्ये दर्शनका रा नव्यन्यायभाषायां EATEN 
रचनां विधाय सगर्वमानम्दमनुभवन्ति तथाऽयं ग्रन्थकारः क्वचिदपि 
प्रमादादपि न करोति । वेदान्तसारस्यैतदेत्र वं शिष्ट्यं सम्प्रत्यपि fazd 
मण्डलोसताथे समाजे इदं Wate गौरवान्वित कुरुते । सम्प्रति बह्वीषु 
योरोपीयभाबासु, शरस्य ग्रन्थस्यानुवादः सुलभो वर्तते । भ्रनेनास्य लोक- 
प्रियताया उपादेयतायाश्‍च सुस्पष्ट! परिचयो मिलति | 


वेदान्तसारस्य टीकाः 
भ्रस्मिनु प्रकरणाग्रन्ये सम्प्रति तिस्रः प्राचोता: टोका; सधुपलम्य ते । 
आसां विवरण मित्थमास्ते :-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. सुबोधितो सम्बोधिनो वा :--वेदान्तसारस्य प्राप्तासु टीकासु 
era प्राचीनतमा&स्ते । श्रस्याः कतुर्नाम नरसिंहसरस्वती वर्तते । 
विद्वत्रत्ररोऽयं नरसिहो नरहरिर्वा कथित श्रासीतु | श्रयं काश्यां विश्व- 
नाथमन्दिरस्य पार्श्वे निवसति स्म । टीकाग्राः परिसमाप्तौ स्वस्य 
स्वनिवासस्थलस्य च विषयेऽनेन लिखितमास्ते । तेन काशीपुराधीश्व रे 
विश्वनाथेऽस्याव्याहता श्रद्धा प्रतीयते । श्रस्य टीकाया ्रवलोकनेनेतदपि 
विदितं मवति यदुवेदान्तप्षारस्य कर्ता सदानन्दोऽस्य परमगुरुरर्थात्‌ ASET- 
सीत्‌ । टोकापुष्पिकायामयं स्वगुरोर्नाम gua: इति निदिष्टवान्‌ । 
_ नरसिंहोऽयं स्वटीकाया tart १५१० शकसम्वत्सरे (१५८८ खंष्टान्दे) 
चकार । ्रस्याष्टीकाया मननेन रहस्यमिईं स्पष्टं भवति यदयं वेदान्त- 
विद्यायाः सुविज्ञ ग्राचार्यस्तथा यागस्यानुपमः साधकः संन्यासी च 
wag 


२. विद्व्मनोर5्जिनी :--ग्रस्याष्टीकाया निर्माता कृष्णतीर्थस्थ 
शिष्यः प्रसिद्धो विद्वान्‌ रामतीर्थयतिरास्ते | महामहोपाष्यायगोपीनाथ- 
कावराजोऽपुं महानुभावं मधुसूदनसरस्वत्याः समकालीन स्वीकुष्ते । 
ऐतिह्यचिदां मतानुसारं सघुसूदनसरस्वती, म्रपपय्यदीक्षितात्परवर्ती वतंते | 
ग्रप्पय्यदीक्षितस्य कालो विशत्यविक्रपञ्चदशशताब्दाद्‌ द्विनवत्यधिक पञ्च- 


१. विमुक्तक्षेत्रे परमे हि क्षेत्रे सदा पवित्रे नरसिंहयोगी | 
वेदान्तसारस्य चकार टीकां सम्जोधिनो (सुवोषिदों) विश्वपतेः पुरस्तात्‌ ॥ 
जाते पञ्चशताधिके दशशते सम्वत्सराणां पुनः 
सञ्जाते दशवत्सरे प्रभुवरः श्रीशालिवाहे शके । 
राप्ते gjana? शुभशुचौ मासे नवम्यां तिथौ 

प्राप्ते भार्गववासरे नरहरिष्टीकां चकारोज्ज्वलाम्‌ || 

इति ध्रीकृष्णानन्दभगवतुज्यम। दशि ष्यश्नीनसिहधरस्वतीकृता वेदान्तसारटीका 

समाप्ता | . 

काशी हि० वि० विर , इस्तलिखितग्रन्ादुदृधृतम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ७ ) 


दशखेष्टान्द यावत्‌ स्वीकृत: । श्रत! मधुसूदनसरस्वत्याः स्वामिनो राम- 
तीर्थस्य च काल: सप्तदशखेष्टाव्दस्य द्वितीयश्चरणाः स्वीकतुं' शकयते | 
विद्वन्मनोरङ्जिनी वेदान्तसारस्य भूषणभूता टोका वर्तते | टीकेयमत्यन्त 
सरला सुधोधा भावपूर्णा चास्ते । सुबोधिन्या भ्रपेक्षयेयं विस्तृता सारल्येन 
चोधगम्याऽस्ति । टीकाकारोऽयं कठिनमपि विषयं सरलं aq” सदानन्द- 
-प्यतिशेते । | 


३. बालबोधिनी :--ग्रस्याष्टीकाया रचयिता श्रापदेवद्वितीय 
TRG | श्रयं खंष्टाब्दस्य सप्तदशशताव्दा! प्रख्यातेषु मीमांसकेष्वन्यतम 
आसीत्‌ Ag क्लिष्टा दुर्वोधा चास्ते। बालबोधिनीति नाम्तोऽपेक्ष- 
-याऽस्या वृद्धवोधिनीति नामाधिक सार्थकतां भजते। टीकेयं पुरा वाणी- 
विलासयन्त्रालयात्‌ प्रकाशिता जाता । यन्त्रालयोऽयं श्रीरंगमिति नाम्ना 
TRA नगर ग्रास्ते | 


श्राम्यष्टीकास्यो व्यतिरिक्तानामपि बह्वीनां टीकानामुल्लेखो यत्र तत्र 
"पाण्डुलिपिसुच्यामुपलभ्यते | परञ्चता भ्रप्रकाशिता भ्रनुपलब्धाश्च सन्ति। 


सदानन्दस्य समयः 


kasa नुमिहसरस्वतीनामकेन स्वकीयायाष्टी काया: सुवोधिन्याः 
'परिसमातप्तो तस्या निर्माणकालः १५८८ esea उल्लिखित श्रास्ते । 
-सदानन्दो नृत्तिहसरस्वत्या: परमगुरुरासीत्‌ । gee: परमगुरुरिति 
o निगद्यते | गुरुशिष्यपरम्परायां प्रत्येक्कुलस्या्थदिकस्याः श्रेण्या: कृते पञ्ज- 
“विशतिवर्षाणामन्तरालमावश्यकं पर्याप्तश्वास्ते । इत्थं सदानन्दस्थ कालः 
*खेष्टाव्दस्य १५३८ तमवर्षस्य सविधे निश्चेतुः शक्यते। यदि परमगुर 
शब्दस्यार्थोऽस्ति गुरोगुंरुस्तदाऽस्याधारे सदानन्दस्य कालः षोडशशताग्दयाः 
-प्रथमचरणात्‌ पूर्व: कथमपि वक्त्‌' त सुशकः, यथा कतिपये विद्वांसः निणेंतु 
sanaga कुर्वन्ति च | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ce) 


सदानन्दानां बाहुल्यम्‌ 
संस्क्ृतवाइ्मयाकाशे सदानन्दनामधारिणो बहवो विद्वांसः स्वप्रभयाः 
देदीप्यमाना मिलांन्त । एषु कतिपये विशिष्टा विद्वांसस्तथा wafaaa 
maqi यदि वयमेतेषां सदानन्दानां विषये सूक्ष्मेक्षिकया परिशीलनं 
कुमंस्तर्ह्येतद्विदितमेव भविष्यति यदेते सर्वे सदानन्दाः सर्वथा भिन्नाः सन्ति | 
एतेषां कृतिष्वपि कस्यचिद्‌ श्रान्तिर्न भविष्यति 1 


वेदान्तसारस्य प्रतिपाद्यो विषयः 


्र्वंतवेदान्तस्य प्रमुखानि तत्त्वाने सिद्धान्ताश्चैव वेदान्तसारस्यः 
प्रतिपाद्या विषया वर्तन्ते “द्रस्य वेदान्त प्रकरणात्वात्तदीयेरेवानुबन्धेस्त- 
zalaga ते प्रथगालोचनीयाः 1” वेदान्तसारस्यामूनु प्रतिपाद्यविषयानु 
सम्यगववुध्य वेदान्तस्य प्रक्रियां वेदान्तसारञ्च हृदयंगम कतुं सारल्यं 
भविष्यति । भ्रतो$त्र वेदान्तसारस्यंतेषां प्रतिपाद्यानां विषयाणां fa afa- 
वेचनं प्र पञ्च्यते-- 


आत्मा 


वस्तुतस्त्व। त्मैव सत्यो यथार्थशच। तदतिरिक्तं यत्किञ्चिदपि भासते 
तत्सर्व मिथ्या भ्रमश्चास्ते । वेदान्तसम्प्रदाये श्रात्मब्रह्मणी पर्यायवः चकौः 
शब्दौ स्तः । प्रात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप ग्रास्ते | 

वस्तुतरत्वात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप area इति कथनस्यायमेवासि- 
प्रायो यद्‌ ब्रह्म ( श्रात्मा ) तदास्ते यन्तास्तेऽसत्‌, न विद्यतेःचेतने 
तथा र मवति निरानन्दमिति । नायमात्मा ज्ञानस्याश्रयोऽपितु ज्ञानस्वरूप 
एवास्ते । 


2, प्रखण्ड सञ्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम्‌ | 
श्रात्मानमखिलाधा रमा त्रयेऽभोष्टसिद्धये || 
विस्तरेणावलोकथितुमस्य व्यास्यावलोकनीया | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangptri 


(४ ) 
अज्ञानम्‌ 


ज्ञानं मायाऽविद्या चेत्यपि seat । यदि ब्रह्म निविशेषं समास्ते 
तहि तेन सविशेषस्य जगतः सृष्टिः कथं जाता ? एकस्माद्‌ ब्रह्मणः 
नानानामख्यात्मकस्थ जगत उत्पत्तिः कथं जतेत्यादिप्रशनाः स्वभावतः पुरः 
समायान्ति । एवमादीन्‌ प्रश्नानु समावातुमज्ञानस्य स्त्ररूपज्ञानमावश्यकम्‌ | 
्रत्रेदमत्रवेये यदज्ञानं ज्ञानस्याभावरूपं नास्ति | इदमनिर्वचनीयमस्ति | 
ACA स्वरूपनिरूपणं न शक्थसम्भवम्‌ । न सन्नासत्‌। यदीदं सदिति कथ्यते 
तदाप्यनुपपत्तिर्भवति, जाते ज्ञानेऽस्थ वाधात्‌ । तदेव वस्तु सदिति कथ्यतेः 
यस्य त्रेकालिको बाधो न स्यात्‌। यतोऽस्य प्रतीतिर्भवतीतीदमस- 
दित्यपि वक्तुः न शक्यते aa: सदसदृभचामस्यानिर्वचनीयतास्तीक्कतिरेव 
तकंसहगामिनी । सांख्यस्य प्रक्ृतिरिवेदं त्रिगुणमास्ते । इदं भावरूपं 
ज्ञानविरोषि चास्ते। अस्मादेव कारणात्‌ सर्वो जनोऽनुभवति ~ ‘aera’ 
इति\। इत्थमज्ञानं न सन्तासदिति वक्तु शक्यते--'सञ्चेग्त बाध्येत, 
्रसच्चेन्न प्रतीयेत |’ 


अज्ञानस्य (मायायाः) कतिपयानि वे शिष्टयानिः 
१--सांख्यस्य प्रकृतिरिवेदमज्ञानमप्यचेतनं॑ seared’ | सांख्यस्य 
प्रकृतिरविनाशिच्यतो सतीति स्वीक्रियते । किम्त्वद्वंतवेदान्तस्येयं MATS- 
स्वातन्तर्यान्नास्ते सतोत्यवधेयम्‌ | भ्रद्वैतवेदान्तस्प मायेयं स्वरूपधारणाय 
(स्वास्तित्वाय) ईश्वर श्राश्चिता भवतीति सिद्धान्तः 


२--माया ब्रह्मणः शक्तिरस्ति। इयं पूर्णातस्तत्रैवाश्रिता भवति | 
मायाया ब्रह्मणश्च सम्बन्धो विशिष्ट ग्रास्ते । 


१. भ्रज्ञानं तु सदसदृम्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञातविरोधि भावरूपः 
यत्किञ्चिदिति वदन्त्यहमज्ञ इत्याद्यनुभवात्‌ | 'देात्मशक्त स्तगुणु= 
faga इत्यादिश्रुतेश्च go १४ II 

२. त्निगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवर्धाम | 
व्यक्तं तथा sara" ७०००५ || सां० का० ११ || 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १० ) 


३- इयं भावरूपाऽऽस्ते । तथापि नेयं सतीति वक्तु' wae । 
“अस्या प्रभावरूपताभावादेवेयं भावरूपा निगद्यते! | 

४--श्रस्या ग्रावरणाविक्षेषपतामक्रमस्ति शक्तिद्रयम्‌ । श्रावरण- 
शक्त्येयं ब्रह्मणो यथार्थ स्वरूपमाच्छादर्यात तथा विक्षेपशक्त्या तस्मिन्‌ 
्स्वावुता त्मन्यन्यद्वस्त्बाकाशा दिप्रपज्ञपुदूमावयति' | 

५--इयं त सती न चासत्यास्ते। श्रस्याः ` स्वरूपस्य याथार्थ्येन 
“निरूपणामावादेवेयं सदसदृभयामनिर्वचनीया निगद्यते | 

६-- इयं ान्तेरघ्यासस्य च जनन्यास्ते । ब्रह्मणि जगदृभ्रमस्योत्पादन 
SAAT कारणमस्ति | 

७-समुत्पन्ने च ज्ञान इयमपगता भवति | 


मायाया; (अज्ञानस्य) भेदडयम्‌ 


मायाया (प्रज्ञानस्य) भेदद्यमस्ति--सम्िव्यष्टिश्व । पुर्वं प्रति- 
'पादितया रीत्या यदाऽविद्या स्वावरणशकत्या निखिलमाच्छादयति तदा 
-सा समष्टिपदग्यपदेश्या भवति तथा यदैकं वस्त्वाच्छादयति तदा व्यष्टिपद- 
निदेश्या जायते--“'इदमज्ञानं समष्टिव्यष्टयभिप्रायेणंकमनेकमिति च व्यव- 
ह्वयते ।” इत्यादि (go १६) । 


इश्वर! 

निविशेषं निर्गुणश्च ब्रह्म यदा मायात्मकसमष्टिरूपोपाधिन[ऽऽबुतं भवति 
त्तदा ततु सगुणं ब्रह्माऽयवेशतरर इति निगद्यते -''इदमज्ञानं समष्ट्रव्यष्ट्यभि- 
'प्रायेणेकमनेकमिति च व्यवह्नियते |“ ga समष्टिएत्कृष्ठोपाधितया 
विशुद्धसत्तवप्रधाना । एतडुपहितं चैतन्य स्वज्ञत्वसरवेशवरत्वसर्वनियत्तृत्वा- 
१, प्रज्ञानं तु सदप्तदृभचामनिर्वचनोय॑ त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोषि भाव- 
` रुप यत्किञ्चिदिति वदन्ति | (go १४) 
२, ग्रस्य ग्रन्थस्य पञ्चनिशतिपष्ठमवलोकनीयम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


LR) 


दिग्रुणकमव्यक्तमन्तर्यामी जगत्कारणमीशत्रर इति च व्यपदिश्यते, सक्ला 
ज्ञानावभासकत्वात्‌ 1” (वेदान्तसारः Je १६) । 


जीवः 
जीवः प्रकर्षेणाज्ञः प्रायेणाज्ञो वेति व्युत्पत्त्या प्राज्ञ इत्यपि कथ्यते । 
श्रज्ञानस्य मायाया वा व्यष्टिलपोप।धिनाऽऽवृतः सन्तात्मा जीवः कथ्यते 
“sd व्यष्टिनिकृष्टोपाधितया मलिनसस्वप्रधाना । एतदुपहितं चेतन्यमल्प= 
ज्ञसत्रानीश्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञ इत्युच्यते, एकाज्ञानावमासकत्वात्‌ ।'” 


( प० १९) । जीवोऽयं शरीरस्येन्द्रियाणाञ्जाध्यक्षस्तथा कर्मफलस्य 
-भोक्ताऽऽस्ते | 


बन्धनम 

वेदान्तानुम्ारं समस्तोऽयं जगत्प्रपश्नो मिथ्या जडो दुःखपूर्णश्चास्ते ॥ 
केवलं ada सञ्विदानन्दस्तरूपं ada’ । श्रद्वैतवेदान्ते जीवो ब्रह्मशोऽ- 
भिन्नो निगदितः । na एव वेदान्तग्रन्थस्य विषयो haidai प्रतिपादित= 
मास्ते'। यावज्जीवोऽविद्याश्चुङ्कलया निगडितो भवति ताबदेव तस्य 
वैयक्तिको सत्ता विराजते। अज्ञानेत निगांडतो जीवः स्वं सांसारिकवस्तुर्मि 
सम्बद्ध तदमिन्नं वाऽनुभवति । वेदान्तोक्तदिशा साधनानुष्ठानेन जायमाने. 
ज्ञाने विगलिते चाविद्याबन्धने जनोऽनुभवति-'नाहं शरीरम्‌?, 'न चास्मी- 
fran’ 'नास्मि मनः! ‘a च वर्ते बुद्धिः रिति । सः स्वमद्वितीयाखण्ड- 
्रह्मणोऽमिन्नमेवानुभवति,` जाताति । इयमेवास्ते वास्तविकी स्वस्वरूपो= 
पलब्धिः। परशञ्चाविद्यावशाद्यावत्तस्मिन्तहद्धारस्य रागद्वेषादीनाञ्च भावनाः 
विलसन्ति तावज्जीवो ब्रह्मणा सह स्वकीयं तादात्म्यं नावबुद्धघते। सः 
१, वस्तु सच्निदातन्दाद्यं wal | (Jo १४) 
२. विषयो जोवब्रह्मवयं शुदधचँतच्यं प्रमेयम्‌ । (Jo ११)। 
३. 'सोऽखिलबन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः? (yo ८३) तथा 'म्रखण्डं ब्रह्माव तिष्ठते” 

(go ८७) | नल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ERRI) 


स्वकीया सत्यं चँतन्यस्वरूपं नानुभवति। एतदेवास्ते जीवस्य बन्धनम्‌ । 
अज्ञानमेव बन्धनमस्ति। 


aa! 


भारतीयमनीषा मोक्ष मानवजीवनस्य सर्वस्व मन्यते | वेदान्तानुसारं 
मोक्षस्तु केवलं ज्ञानेनैव लब्धु शक्यते न तु कर्मभिः । जीवेन स्वस्थ 
सत्यस्य यथार्थस्य च रूपस्य ज्ञानमेव मोक्ष इति निगद्यते । स्वरूपज्ञानमेव 
मोक्ष इति वेदान्तनवनीतम्‌ । मोक्षो ब्रह्मेति पर्यायवाचिनी स्तः | यावदयं 
जीवोऽज्ञानस्य शक्तिभिनिगडितो भूत्वा स्व॑ जगत्प्रपञ्जमवेति तावदत्रे- 
तस्ततः परिश्रमति | यदा सोऽतीतस्य संस्कारवशाद्वर्तमानकालीनायाः 
साधनायाः परिणामाच्च ब्रह्म स,क्षात्करोति (aa स्त्रकीयं यथाथ 
रूपं जानाति ) तदा मुक्तो भवति, ब्रह्म भवति। ज्चानोदयेनाज्ञान- 
'विनाशस्ट॑व नाम मोक्ष इति । 


e A 
सांख्यमद्दंतवेदान्तश्च 
भ्रद्व तवेदान्तस्पाध्ययने गृहीतनियमो विचक्षण शछात्रस्तत्त्वानुसन्ध।नक्रमे 
कदाचित्पश्यति सांख्यस्य प्रभावमद्वेतवेदान्ततत्त्वनिर्धारणो | 


वेदान्तः सांख्यदर्शनेन प्रभावितो5स्ति | वस्तुत: सांख्यदर्शनस्यायं 
भ्रमावो$तवेदान्ते कियानस्तीति vend दर्शनयोहयों) सृष्टिप्र लय- 
'प्रक्रियायास्तथा चेतनवैशिष्टचस्य' चाध्ययनं कर्तव्यम्‌ | 


सांल्यस्य प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिकऽऽस्ते | एकत्र मिलितानां सत्तरजस्त- 
Wat साम्यावस्थेव प्रकृतिनिगद्यते। sata प्रकृत्या समग्रस्य जडजगतः 
सृष्टिभवति । यदेयं जडप्रकृति: पुष्षस्य रंसर्गे समायाति तदात्र स्पन्दनं 
प्रादुर्भवति । तस्मिन्‌ काले रतं दिबुँदेरहङ्कारोऽहङ्कारात्‌ पञ्च तम्मा- 
शराण्येकादशेन्द्रियाणि चः समुत्पद्यन्ते ॥ एकादशेन्द्रियाणि सन्वि--पञ्च 
'कर्मेन्रियाशि पञ्च ज्ञानिच्धियाण्येकादर्श मनः इति । पञ्चतम्मात्रस्मः' qa- 
महाभूतान्युत्पद्यन्ते । तः — 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


GERLA) 


सांख्यमते केवल gaea Aaaa प्रकृति: सृष्टिकायें 
Mada | समस्तो जगत्प्रपञ्चः प्रकृतेरेव परिणामः । 


Me तवेदान्तो5पि सम्पूर्णस्य जगत. उत्पत्ति त्रिगुणात्मकादव्यक्ताद- 
ज्ञानव्यपदेश्यात्‌ स्त्रीकुरुते | श्रयमव्यक्तन सह पुरुषस्य स्थाने ब्रह्मण 
संयोग सृष्टेः कारणाङ्पेण स्वीकरोति । श्रज्ञानमपि जडं त्रिगुणात्म 
कञ्चास्ते | 


साख्यं समग्रस्य जगत्प्रपञ्चस्य कारणां प्रकृतिमेव मन्यते | जगतः सर्व 
कार्य प्रद्ृत्यधीनम्‌ | पुरुपस्तु सृष्टिकर्मण्युदासीन एव सर्वदाऽऽस्ते। स 
बुद्धेः संसर्गादात्मानं सुखिनं दुःखिनञ्च मन्यते । वस्तुतस्तु सः सृष्टेः केवले 
तटस्थः साक्षी चास्ते। श्रहंकारेण विमूढात्मा सः स्वस्मिन्‌ कुत्वं 
भोकतृतवञ्च स्वीकरोति । सत्यन्त्विदमास्ते यत्सांख्यानुपारं पुरुषस्य बन्धनं 
मोक्षश्चारोपितौ, न वास्तविकौ। यथा सँन्यस्य जयपराजयो सैन्याध्यक्ष 
झ्ञारोपितौ भवतस्तर्थव प्रक्ृतेरेव बन्धमोक्षौ पुरुष उपचर्येते-- 


तस्मान्त बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया Ta || (सांस्प्रका रिका-६ २) 


ग्र तवेदान्तानुगुणमपि भ्रात्मा (जीवः) न बद्धो भवति न च JT: | 
स नास्ते मुमुक्षुन च मुक्तः। न तस्य निरोधो भवति न चोत्पत्ति:। 
(पञ्चदशी, कुटस्थदीपप्रकरणो-७१) | ध्रत्राद्ौतवेदान्तस्य सांख्यस्य च 
प्रक्रियायां पर्याप्तं साम्यं प्रतीयते । परश्च द्वयोर्मेदोऽयमत्र वर्तते यत्सांख्ये 
बन्धम क्षयोः क्रिया मिथ्या नास्ति । तत्र प्रकृतेवन्धमोक्षी पुरुष भ्रारोपिती 


भवतः। परश्च वेदान्तप्रक्रिपायां यदा प्रक्ृतिरेवाज्ञानं भ्रान्तिशवास्ते, तदा 
बन्धमोक्षावपि श्रान्तौ स्तः | 


१. पुरुषस्य दर्शनाथं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । 
पझ्त्रन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः || सांख्प्र २१ || 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(Gay) 


भ्र्देतवेदान्त AAT एक एवास्ते। अ्रयमज्ञानस्थ व्यष्ट्योपहितो 
भूत्वा नाना प्रतोयते । सांख्यं पुरुषनानात्वं स्त्रोकुर्ते । तदनुसारं पुरुषास्तु 
बहवः सन्ति-- 


जन्ममरणकरणावां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च । 
पुरुषबहुत्वं सिद्ध agafada || (सांख्यकारिका १८ ) 


इत्थमस्माभिः सांख्यस्य वेदान्तस्य च कतिपयेषु सिद्धान्तेषु साम्यं प्रत्यक्षी- 
क्रियते। परञ्च सांख्यापेक्षया वेदान्तस्य वहवः सिद्धान्ता अधिकविकसिता- 
स्तथाभिन्नाः सन्ति। सांख्यादद्वैतवेदान्तस्याधिक्ो विकासस्तु स्वाभाविक 
एव। सांख्यमद्वतवेदान्तात्प्राचोनतर श्रास्ते। स्तरतत्त्रानां निर्धारण 
सांख्यस्य स्वतंत्रं चिन्तनमासोदित्थत्र नास्ति कस्पचिद्विदुषो वँमत्यम्‌ । 
वेदान्तस्य तत्तप्रक्रिया सांख्यमाधारीकृत्य सरलसरलथा रीत्या विकसिता 
जाता । सांस्थेन यथा कृतं तथा वेदास्तेनान्धकारे मार्गान्विषणां न वि हितम्‌ । 
तस्य समक्षं सांख्यस्य विकसिता तत्त्वप्रक्रिया विपुलं तत्त्वचिन्तनञ्चास्तीत्‌ ॥ 
ग्रत! सांख्यापेक्षया वेदान्तस्य चिन्तनधाराया अधिक gega विस्तृतत्वं 
तर्क॑संगतत्वञ्च स्वाभाविकमेवेति शम्‌ | 


अगस्त १९७४ विदुषां वशंवद! 
रमाशङ्कर त्रिपाठी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका 
संसार दु:ख का आकर है ) प्राणियों का ऐशा कोई भी वर्ग नहीं है, जो इस 
जगत्‌ में qed से सर्वदा gel एवं सन्तुष्ट रह सके ) किसी को सामाजिक दुःख 
है, तो किसी को भानसिक एवं शारीरिक । कोई भूख की ज्वाला से दग्ध हो रहा 
है, तो कोई अपने बोरे के समान fare एवं सोटे पेट के अन्दर पड़े wegal 
,तथा मारूपुओं को कवणभास्कर की सहायता से पचाने का जीतोड़ प्रयास करता 
हुआ मखमली Te पर करवटें बदलता हुआ निष्फल 'निद्रा-स्तोत्र' का पाठ करता 
हुआ समूची निद्या समाप्त कर देता है । कोई अपनी शारदी कौमुदी की तरह 
प्रेयसी को दिनरात बाहों में भर लेने का अनवरत स्वप्न देखता रहता है, 
कोई गृहलक्ष्मी बनकर घर में विराजमान प्रेयसी की छाया फो भी कष्ठक से कम 
करामाती नहीं समझता है । इस तरह के अगणित geal से भरपूर इस जगत्‌ में 
व्यक्ति किसी न किसी दुःख से पीडित होकर उससे छूटने का प्रयास करता हवै । 
उसका हृदय एवं मस्तिष्क बरबस उस उपाय को So निकालते का प्रयास करता 
है, जिससे उसके तथा उसके साथियों का दुःख संदा के लिए उपशमित हो जाय। 
वालक अपने अनन्तर जन्म लेने वाले fay को देख कर बड़ी ही प्रबळ 
जिज्ञासा के साथ अपनी ममतामयी माँ से प्रश्‍न करता है-- यह बच्चा कहाँ से 
आया है, क्यों आया है, तुमने अपने पास इसे क्यों सुलाया है ?” आदि-आदि । 
इस तरह की जिज्ञासा का उदय दो अवस्थाओं में होता है-(१) जबकि मानव- 
मन जागतिक जञ्जाळ से कुछ अर्सएक्त होने के कारण शान्त एवं निश्चल रहता 
है और (२) जबकि व्यक्ति का हृदय दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों के थपेड़ों 
से मर्माहत हों तिलमिला उठता है । इन दोनों ही अवस्थाओं में भानव की 
जिज्ञासा जब अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तब वह संस्कार-संपत्न मेधावी 
व्यक्ति जो कुछ लिखता है, बोलता है तथा समझता है--वह सब दशन की 
परिधि में आता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २ ) 


fara के प्राचीनतम वाड्मय ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के आविर्भाव के काल 
से ही मानव की इस तरह की जिज्ञासा का साक्षात्‌ दर्शन होता है । नासदीय 
सुक्त का द्रश्ठ ऋषि कहता है--“को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आ याता 
कुत इयं विसृष्टिः 1" a 

बस, इसी तरह की जिज्ञासाओं से, चाहे वे दुःखों के अभिषात से हुई हों 
ओर 'ाहे Wer एवं निर्मळ हृदय की प्रवृत्तियों से, दर्शन शास्त्र को आधार 
शिला पड़ी । 

भारत अतीत के सुदुर काळ से ही मौलिक विचारों एवं चिन्तनों का उवर 
भूमि-भाग रहा है । अतीत या समकाल के ठकों एवं युक्तियों को काटकर सर्वथा 
नूतन तथ्य की स्थापना यहाँ की मनीषा का निकष था । अतः सर्वथा विभिन्‍न 
ृष्टियों और बौद्धिक आयामों से विचार करने के कारण यहाँ विविध दर्शन-सर- 
frat ने जन्म लिया, जिनमें सांख्य-योग, न्याय-वैश्चेषिक, मीमांसा एवं वेदान्त 
आदि आस्तिक दर्शन तथा लोकायत ( चार्वाक ), आहेत ( जैन ) और सौगठ 
( बौद्ध ) आदि नास्तिक दर्शन प्रधान हूँ । . 

वेदान्त को उत्तरमीमांसा भी कहते हैं । इसमें वेदों के अन्तिम भाग उप- 
निषदों के प्रतिपाद्य विषय जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है । 
वेदान्तों ( उपनिषदों ) के विषय का विवेचन होने के कारण उत्तरमीमांसा को 
भी वेदान्त कहते हैं, और आजकल उत्तरमीमांसा को इसी नाम से मु्यतया 
जाना जाता है । वेदान्तों ( उपनिषदों ) की व्याख्या कई भाचार्यो ने विभिन्‍न 
दृश्यों से को है। इनमें शङ्कराचायं के द्वारा aga, रामानुजाचायं के द्वारा 
विशिशद्वैत, मघ्वाचायं के द्वारा दैत, निम्बार्काचाय के द्वारा waza, बल्लमाचार्य 
के द्वारा gaa तथा चैतन्यमहाप्रश्ु के द्वारा अचिन्त्यभेदाभेदवाद का प्रवर्तन 
किया गया है । अद्वैत वेदान्त ag वेदान्त के नाम से भी जाना जाता है, 
क्योंकि इसकी थाचायं-परम्परा में आचार्य शङ्कर का स्थान सर्वाधिक महत्त्वशाळी 
है | वस्तुतः Aad वेदान्त को जनमानस में प्रतिष्ठित करने का तथा उसे अधिक 
तकसंगत बनाने का कायं आचाय शंकर ने हो किया है। 

eard शंकर ने महषि बादरायण के '्रहमसूत्र' भगवद्गीता तथा उपनिषदों 
पर मुधीजन-मन को भान्दोलित कर देने वारे अद्वैतपरक भाष्य की रचना कर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Ge) 


अपने अपराजेय व्यक्तित्व तथा अद्वैत वेदान्त को युग-युग तक म्लान न होनेवाली 
प्रभुता का निविवाद आरोपण कर वस्तुतः wea वेदान्त को दशंनों के क्षेत्र में 
मूर्धाभिषिक्त कर दिया है । प्रसिद्ध इतिहासकारों के अनुसार आचार्य शंकर का 
आविर्भाव ७५८ ई० में और तिरोमाव ८२० ई में हुआ था । आचाये शंकर ने 
जिस कार्य को किया है, वस्तुतः उसका प्रबल gana उपनिषद्‌ युग में ही हो 
चुका था। आचार्य शंकर के परमगुर आचार्य गौडपाद ने अपनी कारिकाओं में 
aed सिद्धान्त का पल्ळवन भळी भाँति किया है । किन्तु यहाँ सब कुछ होते हुये 
भी अद्व॑तवेदान्तकेशरी आचायं शंकर के व्यक्तित्व का यक्ष किच्चितु भी मलिन नहीं 
किया जा सकता हे 1 इसमें किसी को आपत्ति नहीं है कि यदि शंकर का सहयोग 
न मिला होता तो बद्व॑त्त वेदान्त की जो स्थिति आज है, वह निश्चित ही न 
रही होती । 
आचाय शङ्कर के कार्य एवं रचनायें 

आचायं शंकर का जन्म सुदुर दक्षिण के द्रविण ब्राह्मण परिवार में हुमा था। 
इनकी मेधा इतनी तीब्र थी कि इनका कोई भी समकालीन आचार्य इनके सम्मुख 
विचार-सरणि में स्थिर न हो पाता था । इस आचाय ने वैदिक वर्णाश्रम-धमं 
और अद्व॑त वेदान्त के प्रचार एवं प्रसार कै लिए भारतवर्ष के चार कोनों में चार 
पीठों की स्थापना की 1 उत्तर में हिम-श्ुङ्कलाओं के मध्य बदरिकाश्रम के निकठ 
ज्योतिष्पीठ, पुरब में पुरुषोत्तम क्षेत्र ( पुरी ) में गोवर्घनपीठ, दक्षिण में रामेश्‍वर 
क्षेत्र में erode, और aaa में द्वारका धाम में शारदापीठ । इसके अति- 
रिक्त भी आचायं ने अपने निवास के लिए कामी में कामक़ोटिपीठ की स्थापना 
की थी । इन पोठों पर अभिषिक्त आचाये भी शंकराचाय कहे जाते हैं । ये अद्वेत 
वेदान्त के मर्मज्ञ एवं विद्वानु हुआ करते F । ये आाचायं भी समय-समय पर कुछ 
वेदान्त-ग्रन्यों की रचना शंकराचार्य के नाम से किया करते हैं । यहीं कारण है 
कि शंकराचार्य के नाम से प्राप्त होने वाले ग्रन्थों में कौन-कौन ग्रन्थ आदि शंकरा- 
चार्य द्वारा रचित है, इसका निर्णय करना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन 
अवश्य है । फिर भी कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन्हें भादि ceca की निविवाद 
कृति माना जाता हे । AAA, भगवद्गीता, ईश, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, ऐतरेय, 
तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक पर लिखा गया भाष्य आदि शंकराचार्य को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(eave 5) 

ही रचना सरवंसम्मति से स्वीकार की जाती है। विष्णुसहत्ननामभाष्य, सनत्सु- 
जातीयमाष्य, गायत्रीभाष्य और मण्डळद्राह्मणोपनिषद्‌ पर राजयोग भाष्य प्रौढता 
तथा शैली के आधार पर आदि शंकर फे ही माने जाते हें 1 उपदेशसाहस्री, 
विवेकचूडामणि, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, पश्वीकरण, दक्षिणामृतिस्तोत्र और 
मोहमुद्गर भी आदि शंकराचाय की ही रचनायें है- ऐसी विद्वानों की निविश्ंक 
धारणा है। कुछ aag प्रपच्चसार तथा सौन्दर्यलहरी को आदि शंकराचार्य की 
कृति मान्ने मे संदेह करते हैं । 

थाचाय॑ शंकर ने जिस बद्वैत-कल्पदृक्ष को fafaa, पल्लवित तथा पुष्पित 
क्रिया, उसे अधिक समृद्ध करने में आगे चळ कर फतिपय आचारो ने अपना 
बहुमूल्य योगदान किया । इनमें वृहदारण्यकोपनिषद्साष्य वार्तिक, तैत्तिरीयो- 
पनिषदृभाष्यवातिक, दक्षिणामूतिस्तोत्रवातिक, पश्वीकरणवातिक तथा नेष्कम्यं- 
सिद्धि के रचयिता सुरेइवराचाय, ब्रह्मसिद्धि के निर्माता मण्डनमिश्च, चतुःसुत्रीभाष्य 
पर पत्वपादिका नामक व्याख्या के कर्ता पद्मपादाचार्य, विवरणप्रमेयसंग्रहकार 
माघवाचायं, शारीरकभाष्य पर वेजोड़ रचना “भामती? के रचयिता आचाय 


वाचस्पति मिश्र, वेदान्तकोमुदीकार area तथा चिह्सुखी के निर्माता चित्सुखा- 
ara आदि स्वनामधन्य विद्वानों का नाम विद्वेष रूप से उल्लेखनीय है । 

आचार्यो की इसी महनीय परम्परा में आगे चलकर ईसा को पन्द्रहवीं 
शताब्दी में परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानन्द ने वेदान्तसार नामक अत्यन्त 
लोकप्रिय प्रकरण-ग्रन्थ की रचना की । अद्वैत वेदान्त के सुदृढ़ दुर्ग में प्रवेश पाने 
के लिए यह एक सरळतम प्रवेश द्वार है। वस्तुतः अद्वैत वेदान्त के समूचे क्षीर- 
सागर का सश्रम आलोडन करके उसके मधुर नवनीत को ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ 
में सजा-सवाँर कर TET है। 


वेदान्तसार की शेली 
वेदान्तसार को भाषा सरळ, सुबोध एवं सुस्पष्ट है। इसकी शैली बोधगम्य 
एवं आडम्बर-विहीन है । स्वल्प तथा सुस्पष्ट शब्दों में अधिक और गम्भीर बातको 
व्यक्त करने की ग्रन्थकार की शली मनोहारिणी तथा raya है । अन्य दार्शनिकों 
की तरह बात को घुमाफिरा कर किसी बात को geg बनाने की इनकी प्रकृति 
नहीं है । टेढ़ी से टेढ़ी बात को भी सीधे-सादे ढंग से बतळा कर पाठक को वेदान्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 


की ग्रन्थियों को सुलझाने में प्रोत्साहन प्रदान करना इस ग्रन्यकार की अपनी 
विशेषता है । अन्य दर्शनकारों की तरह नव्य-त्याय की माषा में, अपने ग्रन्थ की 
रचना कर सदानन्द ने अपनी बांत को वखेड़ा बनाने से पुरो क्षमता के साथ 
बचा लिया है ! वेदान्तलार की थे ही विशेषताएँ आज विद्वन्मण्डली में इसे गौरव 
प्रदान कर रही हैं । सम्प्रति अनेक युरोपीय भाषाओं में इसका अनुवाद उपलब्ध 
है, जिससे इतकी लोकप्रियता एवं उपादेयता का स्पष्ट परिचय मिलता zl 
वेदान्तसार की टीकाएँ 

वेदान्तसार पर सम्प्रति तीन प्राचीन संस्कृत टीकाएँ मिलती हैं । इनका 
विवरण निम्न-निदिष्ट है-= 

(१) झुदोधिनी या संबोधिनी--वेदान्तसार पर प्राप्त ढोकाओं में यह 
सर्वाधिक प्राचीन है । इस टीका के कर्ता का नाम है नृसिंह सरस्वती” | इन्हें 
नरसिंह या नरहरि भी कहा जाता था। ये काशी में विश्वताथमन्दिर के 
आसपास कहीं रहते थे । अपनी टीका की समाप्ति पर अपने तथा अपने 
निवास-स्थळू के विषय में इन्होंने जो कुछ लिखा है, उससे इनकी काशीपुरा- 
धीश्वर विश्वनाथ Kazi श्रद्धा प्रतीत होती हैं। इनकी टीका को देखने से 
यह सी पता चलता है कि वेदान्तसार के कर्ता सदानन्द इनके परमगुरु अर्थात्‌ 
गुरु के गुठ थे । टीका की, पुष्पिका में इन्होंने अपने गुर का साम कृष्णानन्द 
वतळाया है qig ने अपनी टीका की रचना शक संवत्‌ १५१० अर्थात्‌ 
इस्वी सन्‌ १५८८ में की थी 1 इनकी टीका के सनन से यह बात पूर्ण स्पष्ट हो 


जाती है कि ये वेदान्तविद्या फे सुबिश आचार्यं तथा योग के अनुपम साधक . 
विद्वान्‌ संन्यासी थे ।' 


१. विमुक्तक्षेत्रे परमे हि क्षेत्रे सदा पवित्रे नरराशहयोगी । 

वेदान्तसारस्य चकार टीकां संबोधिनी (सुबोधिनी) विरवपतेः पुरस्तत्‌ ॥ 

जाते पः्वद्यताधिके दशशते संवत्सराणां पुन, T 

सञ्जाते दद्यवत्सरे प्रभुवरश्रीशालिवाहे Way । 

प्राप्त दुमुंखवत्सरे शुभशुचो मासे नवम्यां तिथौ, 

mA भागंववासरे तरहरिष्टोकां घकारोज्ज्वलाम्‌ Ul 

इति श्रोकृष्णानन्दभगवत्पुज्यप्रादशिष्यश्रीन रसिह-«- 

सरस्वतीकृता वेदान्तसारटीका समाप्ता। ( काशी हि. वि. वि. के 
मैनुस्क्रिप्ट से उद्धृत ) ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६) 


( २) विद्वन्मनोरञ्जिनी--इस टीका के निर्माता कृष्णतीर्थ के शिष्य 
प्रसिद्ध विद्वानु रामतीर्थं यति है Howo गोपीनाथ कविराज के अनुसार ये 
मघुसूदन सरस्वती के समकालीन थे । मधुसुदन सरस्वती अप्पय दीक्षित के परवती 
माने गये हैं अप्पय दीक्षित का काल ११२० से १५९२ ई माना गया है । 
अतः मधुसूदन सरस्वती तथा रामतोर्थं का काल ईसा की सत्रहवीं शती का 
द्वितीय चरण माना जा सकता है । विद्वन्मनोरञ्जिनी वेदान्तसाररूपी सुवणं में 
सुहागे का काम करती है। यह टीका अत्यन्त सरल सुबोध एवं भावपूर्ण है । 


सुबोधिनी की अपेक्षा यह विस्तृत तथा सरलता से बोधगम्य होने वाळी है । यह 
टीकाकार कठिन विषय को सरळ बनाने में सदानन्द से भी एक पग आगे है । 


(2) बाळवोधिनो-इस टीका के रचयिता भापदेव द्वितीय हैं । ये 
ईसा की सत्रहवीं शती के प्रलयात मीमांसकों में अन्यतम माने गये हैं । बाळ- 
बोधिनी क्लिष्ट एवं दुर्बोध है । यदि इसका नाम बालबोधिनी को अपेक्षा 
वृद्धवोधिनी होता तो अधिक सार्थक होता । यहु टीका “वाणीविळास प्रेस 
श्रीरंगम्‌' से प्रकाशित हुई थो । 

इनके अतिरिक्त भी मैनुस्क्रिप्ट्स के विभिन्न कैटळागों में वेदान्तसार की 
कुछ और टीकाओं का नाम-निदेंश मिलता हैं; किन्तु ये अभी तकन तो 
देखने में आई हैं और न कही से प्रकाशित ही हुई हैं । 

सदानन्द का स्थिति-काळ 

नृसिह सरस्वती ने अपनी टीका सुबोधिनी के अन्त में उसकी रचना का 
काल १५८८ ई० (amo १५१० ) बतलाया है । सदानन्द तृसिह सरस्वती 
के परमगुरु ( गुरु के गुरु) थे । गुरु-लिष्य-परम्परा में प्रत्येक पीढ़ी के लिये 
२५ वर्षे का समय देना पर्याप्त होता है। अतः सदानन्द का काळ १५३८ ६० 
के कुछ पूर्व तथा उसके वर्तमान समय तक मानना अधिक समीचीत होगा । 
यदि परमगुरु शब्द का अथे है-- गुरु का गुरु तो इसके आधार पर सदानन्द 


को सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण से पव॑ नहीं खीं जै 
कतिपय विद्वानों ने करने का दुष्प्रयास किया है । Ee टी 


ae सदानन्दों की अधिकता 
“वाड मय में एकाधिक सदानन्द नामधारी fang मिलते हैं । इनमें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(a) 


कुछ विशिष्ट विद्वान तथा ग्रन्थ-रचयिता भी थे । किन्तु ध्यान से इन सदानन्द 
नामक आचारयों के विषय में अध्ययन करने से स्फटिक की भांति यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि सभी सदानन्द एक नहीं भिन्न-भिन्न हैं, और इनको कृतियों के 
विषय में कोई भ्रांति नहीं हो सकती है । 
वेदान्तसार के प्रतिपाद्य विषय 

aga वेदान्त के प्रमुख तत्त्व एवं सिद्धान्त ही वेदान्तसार के प्रतिपाद्य 
विषय हैं । वेदान्तसार के इन प्रतिपाद्य विषयों को समझ लेने पर वेदान्त की 
प्रक्रिया एवं वेदान्तसार को समझने में सरलता होगी । अतः यहाँ वेदान्तसार के 
इन प्रतिपाद्य विषयों का दिग्दशंन कराया जा रहा है- 

आत्मा 

वस्तुत: आत्मा ही सत्य है, यथार्थ है । उसके अतिरिक्त जो भी कुछ प्रतीत 
हो रहा है, सब गिथ्या है, श्रम हे । वेदान्त सम्प्रदाय में आत्मा एवं ब्रह्म -- 
दोनों--पर्यायवाचक शब्द हैं । आत्मा सतु चित्‌ और ame स्वरूप है। सच 
तो यह है कि ब्रह्म (आत्मा) नतो सत्‌ है, न तो चित्‌ है और न आनन्द 
स्वरूप ही है । वह निगुंण है, निर्धम है। ऐसी अवस्था में उसे सत्‌ चितु तथा 
आनन्दरूप कहना कैसे युक्ति-संगत हो सकता है ? इसका उत्तर यहो दिया जा 
सकता है कि आत्मा को सच्चिदानन्द कहना औपचारिकमात्र हैँ । वस्तुतः सच्चिदा- 
नन्द का अथं है--ब्रह्म ( आत्मा ) वह है जो असतु अचेतन तथा तिरानन्द नहीं 
है । यह आत्मा ज्ञान का आश्रय नहीं, अपितु ज्ञानस्वख्प ही है । 

अज्ञान 

अज्ञान को माया और अविद्या भी कहा जाता है । प्रश्‍न उठता है, यदि 
ब्रह्म निविशेष तथा निर्लक्षण है तो उससे सविद्षेष तथा सलक्षण जगत्‌ को सृष्टि 
कैसे हुई ? एक ब्रह्म से इस नानारूपाह्मक जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे सम्भव हुई ? 
आदि प्रसनों के समाधान के लिये अज्ञान का स्वरूप जानना आवश्यक है । यहाँ 
यह समझ लेना आवद्यक होगा कि अज्ञान ज्ञान का अमावरूप नहीं हैं। यह 
अनिर्वचनीय है । इसके स्वरूप का कुछ भी निर्धारण सम्मव नहीं है । यह 
न सत्‌ है और न असत्‌ ही । यदि इसे सत्‌ माना जाय तो भो ठीक नहीं हो 
सकता, क्योंकि ज्ञान होने की अवस्था में इसका बाध हो जाता है। वही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TTT AA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(=) 
वस्तु सत्‌ होती है, जो त्रिकाळ में बाधित न हो सके । इसे असत्‌ भी नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि इसकी प्रतीतिं होती हैं। अतः इसे सत्‌ तथा असत आदि 
से अनिर्वचनीय मानना ही तकंसम्मत होगा । सांख्य की प्रकृति ait भाँति यह 
त्रिगुण है । यह .भावरूप एवं ज्ञानविरोधी भी है। यही कारण हू fa प्रत्येक 
व्यक्ति यह अनुभव करता है कि “अहमज्ञः” मैं अजञ eat 
ज्ञान (म) कुछ विठेषताए-- ड 

nd की भाँति ही यह भी अचेतन और जड़ है । सांख्य 
की प्रकृति अविनाशी होते के कारण सत्‌ है, किन्छु अद्वैत वेदान्त की यह माया 
स्वतन्त्र न होने के कारण सत्‌ नहीं हे । यह अपने अस्तित्व फे लिये ईश्वर पर 
झाघारित है । 

२--माया ब्रह्म की शक्ति है। यह ब्रह्म से अविमाज्य तथा पुर्णतः उती पर 
आधारित है । माया और ब्रह्म का सम्बन्ध भी एक विशेष प्रकार का ही AAT 
है, जिसे 'तादात्म्य” सम्बन्ध कहते हैं । 

३--यह भावस्वरूप है । फिर भी इसे सत्‌ नहीं कहा जा सकता । अभावा- 
त्मक न होते के कारण ही इसे भावरूप माना जाता है। 

४--इसकी आवरण तथा विक्षेप नामक दो शक्तियाँ हैं । अपनी आवरण 
शक्ति से यह वस्तु (7a) के यथार्थ रूप को ढक लेती है, और विक्षेपशक्ति 
से उसमें अत्य वस्तु { अर्थात्‌ जगत्‌ के ) होने का भ्रम पैदा करती है । 

५--यह न सत्‌ है, न असत्‌ है। इसके स्वरूप का ` ठीक-ठीक निर्धारण न 
हो पकने के कारण इसे अनिवंचनीय कहते हैं। | : 

६--यह रान्ति और अध्यास की जननी है। इसी के कारण ब्रह्म में जगत 
का भ्रम होता हे । 

७--यह ज्ञान से समाप्त हो जाती है । 

माया ( अज्ञान ) के भेद-- 


माया ( अज्ञान ) के दो भेद हैं--( १) समष्टि और (२) व्यष्टि । ऊपर i 


बताये गये प्रकार से जब अविद्या अपनी आवरण शक्ति के द्वारा सब वस्तु ढ्क 
लेती है, तब उसे अविद्या या अज्ञान की समष्टि कहते हैं, और जब एक वस्छु 


को ढकती है, तब उसे अविद्या या अज्ञान की व्यष्टि कहते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क ककी eS i पिंक 


Digitized by Arya Samaj (१९४ Chennai and eGangotri 
९ 


ईइवर 
निविशेष एवं निगुण ब्रह्म जव माया की समष्टि रूप उपाधि से आवृत 
होता है, तव सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहा जाता है । 
जीव 
जीव को व्यष्टि एवं प्राज्ञ मी कहते हैं । अज्ञान या माया को व्यष्टि रूप 


उपाधि से आवृत होने पर आत्मा को जीव कहा जाता है। यह थरीर बौर 
इन्द्रियों का अध्यक्ष तथा कमं-फल का भोक्ता है । 


बन्धन 

वेदान्त के अनुसार समस्त TTT असत्य, जड और दुःखपूर्ण है ॥ 
एकमात्र ब्रह्म ही सत्‌ चित्‌ एवं आनन्दमय है 1 जोव और ब्रह्म अभिन्न हैं। जब 
तक जीव अविद्यारूपी पाश में जकड़ा रहता है, तमी तक उसको वैयक्तिक सत्ता 
रहती है । वह अपने आप को संसार की वस्तुओं से जुड़ा हुआ अथवा अभिन्न 
मानने लगता है । साधना के फलस्वरूप जब जोव का अविद्यारूपी पाश, ज्ञान 
के उदित होने पर, विनष्ट हो जाता है, तब उसे भान होता है कि न वह शरीर 
है, न इन्द्रिय है, न मन है और न बुद्धि ही है। वह अपने आप को अद्वितीय 
अखण्ड ब्रह्म से अभिन्न समझने लगता है । यही है उसकी अपने सही स्वरूप की 
उपलब्धि | किन्तु अविद्या के कारण जब तक उसमें अहंकार एवं राग-देष आदि 
की भावनाएँ बनी रहतो हैं, तब तक जीव ब्रह्म के साथ अपने तादात्म्य को नहीँ 


पहचान पाता है । वह अपने सही स्वरूप चैतन्य को नही समझ पाता है। यही 
है जीव का बन्धन । अज्ञान ही बन्धन है । 


मोक्ष 

भारतीय मनीषा ने मोक्ष को मानव-जीवन का Ader माना है। वेदान्त के 
अनुसार यह मोक्ष एकमात्र ज्ञान से ही उपलब्ध हो सकता है, कर्मों से नहीं 1 
जीव के द्वारा अपने सच्चे एवं यथाथे रूप को जान लेना ही मोक्ष है । मोक्ष और 
ब्रह्म--ये दोनों--पर्यायवाची शब्द हैं। जब तक जीव अज्ञान की शक्तियों से 
जकड़ा जाकर अपने को संसार समझता रहता है, तब तक तो aq इस संसार 
में इधर से उधर भटकता रहता है । किन्तु जब अतीत के संस्कार तथा वतमान 
की साधना के फलस्वरूप व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है ( अर्थात्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SA त: and eGangotri 


अपने सही रूप को पहचान लेता है ) तब मुक्त हो जाता है, ब्रह्म हो जाता हे । 
ज्ञान के उदय तथा अज्ञान के fana फा ही नाम मोक्ष है । 
सांख्य और अद्वेत वेदान्त 
aza वेदान्त का क्षध्येता व्यक्ति कमी-कमी यह सोचने छगता है कि वेदान्त 
की भीत्ति सांख्य के सिद्धांतों पर आधुत है! 
वेदान्त सांख्य से प्रभावित है । वस्तुतः सांख्य का यह प्रभाव अद्वैत वेदान्त 
पर किस सीमा तक है ? इसकी परीक्षा के लिए दोनों दर्शनों को सृष्टि एवं प्रलय 
की प्रक्रिया तथा चेतन की विशेषताओं फा क्षध्ययन करना होगा । 
सांख्य की प्रकृति त्रिगुणात्मक है । एकत्र मिलित सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ की 
साम्यावस्था का ही नाम प्रकृति है । इसी प्रकृति से समग्र जड-चेतन जगत्‌ की 
सृष्टि होती है । यह जडप्रकृति जब पुरुष के सम्पर्क में आती है, तब इसमें गति 
स्पन्दन पैदा हो जाता है । उस समय प्रकृति से बुद्धि और बुद्धि से agen, 
अहङ्कार से पन्च तन्मात्राएं और एकादश इच्धियाँ--पश्च कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च 
्ञानेन्द्रियां और मन--उत्मन्न होती हे । पञ्च तन्मात्राओं से पञ्च महाभूतों की 
सृष्टि होती है । 
सांख्य के अनुसार एकमात्र पुरुष के मोग एवं मोक्ष के लिए ही प्रकृति सृष्टि 
की ओर उन्मुख होती है । सम्पूणं सृष्टि अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति का ही 
परिणाम है | 
अद्वैत वेदान्त भी सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति त्रिगुणात्मक अव्यक्त अर्थात 
अज्ञान से हो मानता है । यह पुरुष के स्थान में व्यक्त के साथ ब्रह्म के संयोग 
को सृष्टि के कारण के रूप में स्वीकार करता है । अज्ञान मी जड़ एवं त्रिगुणात्मक 
भाना गया है । 
सांख्य सम्पूर्ण कार्यं का उत्तरदायित्व प्रकृति पर ही डालता है । पुरुष संथा 
उससे असस्प्रक्त रहता है । वह बुद्ध के संयोग से अपने आप को सुखी एवं दुःखी 
सान बँठता है । वस्तुतः वह सृष्टि का एक तटस्थ साक्षी मात्र है । वह अहंकार से 
विमूढ होकर अपने आपको कर्ता मानने लगता है। सच तो यह है कि सांख्य के 
अनुसार पुरुष का बन्ध भौर मोक्ष भी असत्य है । जिस प्रकार सेना की जय-परा- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


Digitized by Arya Sama( 7०९९००) Chennai and eGangotri 


जय सेनापति पर आरोपित होती है, उसी प्रकार प्रकृति का ही वन्ध और मोक्ष 
पुरुष पर आरोपित होता है । देखिये-- > 

तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ॥ (वांह्याकारिका-६२) 

अहत वेदान्त के अनुसार भी आत्मा ( जीव ) न वद्ध होता है और न मुक्त 
होता है। वह न मुमुक्षु है ओर न मुक्त ही। न उसका निरोध होता और न 
उत्पत्ति ही { देखिये--पतच्चदशी, कूटस्थदीप प्रकरण---७१ ) । यहाँ पर अद्वैत 
वेदान्त भर सांख्य की प्रक्रिया में पर्याप्त साम्य प्रतोत होता हैं 1 परन्तु दोनों में 
भेद यह है कि सांख्य में बन्ध एवं मोक्ष को क्रिया मिथ्या नहीं है । वहाँ प्रकृति 
के वन्ध एवं मोक्ष पुरुष में आरोपित होते हैं। परन्तु वेदान्त में जब प्रकृति at 
अज्ञान एवं भ्रान्ति है, तब बन्ध भोर मोक्ष भी ्रान्त ही हैं। 


á 


aga वेदान्त में आत्मा एक हे । agama को व्यष्टि से उपहित होकर 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है । सांख्य युरुष की अनेकता मानता है । उसके अनु- 
सार पुरुष बहुत से E— 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च | 
पुरुषबहुत्वं सिद्ध त्रगुण्यविपर्ययाच्चेव॥ ( सांख्यकारिका १८ ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य एवं वेदान्त में कतिपय वातो में साम्य 
है । किन्तु सांख्य की अपेक्षा aad वेदान्त के बहुत से faara अधिक विकसित 
एवं भिन्न हैं । ऐसा होना स्वाभाविक भी है । सांख्य Aga वेदान्त को अपेक्षः 
प्राचीन है ! इसमें सन्देह नहीं कि सांख्य को अपने तत्त्वों के निर्धारण में स्वतन्त्र 
चिन्तन करना पड़ा होगा । वेदान्त की तत्वःप्रक्रिया सांख्य को आधार बनाकर 
अधिक सरलता से विकसित हुई है । अतः वेदान्त को चिन्तनधारा का अधिक 
सुस्पष्ट, विस्तृत एवं तकंसंगत होना स्वाभाविक भी है। 


रमाशङ्कर त्रिपाठी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्याख्याकतुं: परिचय: 


ग्रामोईस्ति गम्मीरपुरं मीरजापुरमण्डले । 
विन्ध्यक्षेत्रास्चिते यत्र त्रिपाठिन्नाह्मणान्वये ॥ १॥ 


जातो रामसुमेराह्लो बुषः परमधार्मिकः । 
तस्य मार्याऽञ्जनानाम्नी शङ्करस्य सती यया ॥ २॥ 


प्रासुत चतुरः JA प्राणौपम्येन संस्मृतानु ॥ 
येषां ज्येष्ठो रामरूपो दयाधर्मान्वित! सुधी! ॥ ३॥ 
faiaga ख्यात! पण्डितोऽस्ति द्वितीयकः । 
रमाशङ्करनामाऽहं व्याख्यांङत्तु तृतीयकः ॥ ४॥ 
वात्सल्यमाङ्नः सततं चतुर्थो हरि्ङ्कर। । 
सहायमूतः wast स्नेहानूवधितः॥ ५ ॥ 
सोऽहं सम्प्राथंये YS परमास्मानमीश्वरम्‌ | 
हृदयग्राहिणी भूयात्‌ कृतिः कान्ता विदां मम ॥ ६॥ 


॥ शम्‌ः॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमत्सदानन्दयोगीन्द्रविरचितः 


वेदान्तसारः 


— * :— 
अखण्डं सच्चिदानन्दमवाङमनसगो चरम्‌ | 
आतस्मानमखिळाधारमाश्रयेऽभीष्टसि द्वये ॥१॥ 

अन्वयः--( अहम्‌ ), अमो्सिद्धये, अखण्डम्‌, सच्चिदानन्दम्‌, अवाङ्मनस- 
गोचरम्‌, अखिलाधारम्‌, आत्मानम्‌, आश्रये ॥ १ ॥ 

शब्दाथ:--( अहम्‌ =मैं ), अभीष्टसि द्वये =प्रन्यसमापतिरूप अभीष्ट की 
सिद्धि के लिए अथवा मोक्ष-प्राप्तिरूप अभीष्ट की सिद्धि के लिए, अखण्डम्‌ = 
किसी भी तरह के भेद से शून्य अथवा अविद्याकल्पित देश, काल और वस्तु के 
परिच्छेद से रहित (अर्थात्‌ अनन्त), सच्चिदानन्दम्‌ =सत्स्वरूप अर्थात्‌ कमी 
भी किसी से भी बाधित न होने वाले ), ज्ञानस्वरूप या ATRAST तथा ATA- 
न्दस्वरूप, अवाङ्मनसगोचरम्‌ = बाणी और मन को पहुँच से परे ( अर्थात्‌ 
अनिर्वचनीय और अचिन्त्य), अखिलाधारम्‌ = समस्त ( आकाश आदि प्रपच्च ) 
के आश्रय ( अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति तथा विनाश के कारण `, आत्मानम्‌ = आत्मा 
का ( ब्रह्म का ), आश्रये = आश्रय ले रहा हूँ ॥ १॥ 

अथः --( मैं ) ग्रन्य-समापिरूप अभोष्ट को सिद्धि के लिए अथवा मोक्ष- 
प्राप्तिलप अभीष्ट को सिद्धि के लिए किसी भी तरह के भेद से शून्य अथवा 
अविद्या-कल्पित देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित ( अर्थात्‌ अनन्त ) 
aes ( अर्थात्‌ कभी भी किसी से मी वाधित न होने वाले ), ज्ञानस्वरूप या 
चैतन्यस्वरूप तथा आनन्दस्वरूप, वाणी और मन को पहुँच से परे ( अर्थात्‌ 

चिकीषितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नं परिसमाप्तिकामः शिष्टाचारानुरूपं प्रतिपाद्य 
वस्तु घ्वनयन्‌ मंगलमाचरति-अखण्डसित्यादिना | अहं सदानन्दः, अभोष्ट- 
सिद्धये--अभीश्स्य = ग्रन्यपरिसमाप्तेः निःश्रेयसस्य वा सिद्धये = लाभाय, 
अखण्डम्‌=सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यम्‌, सञ्च दानन्द्म्‌-सत्‌ = सत्ता- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ वेदान्तसार 


अनिर्वचनीय और अचिन्त्य ), समस्त (आकाश आदि प्रपः्व ) के आश्रय 
( अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति तथा विनाश के कारण ) आत्मा का ( अर्थात ब्रह्मरूप 
आत्मा का ) आश्रय ले रहा हूँ ॥ १॥ 

टिप्पणी--सच्चिदानन्दम्‌ --सत्‌--आत्मा ( ब्रह्म ) सत्‌, दै, क्योंकि 
किसो भी काल में किसी से भो उसका वाघ नहीं होता । अद्वैत वेदान्त के अनुसार 
तीन प्रकार के सत्‌ हैं--( १ ) प्रातिमासिक सतू, ( २ ) व्यावहारिक aq, ( ३) 
पारमाधिक सत्‌ । इनमें ब्रह्म ही पारमाथिक सत्‌ है, अन्य सब प्रातिभासिक सत्‌ 
या व्यावहारिक सत्‌ हैं। प्रातिभासिक तथा व्यावहारिक सत्‌ माया के कार्ये हैं, 
अतः वे मिथ्या हैं । 

चित्‌-आत्मा ( ब्रह्म ) चैतन्यस्वरूप है । यह चैतन्य ब्रह्म का गुण नहीं 
अपितु स्वरूप है। यदि इसे चैतन्यस्वरूप न मांना जाय तब तो यह अन्धकार के 
समान जड हो जायगा । 

आनन्द - ब्रह्म आनन्दस्वरूप मी हे । यही कारण है कि विचारशील क्त 
उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं । ब्रह्म तथा आनन्द में गुण-गुणीमाव तया धर्म-धर्मी- 
भाव भी नहीं है । आनन्द ब्रह्म का स्वरूप ही है | 

आत्मानम्‌--यहाँ आत्मा शब्द का अर्थं जीवात्मा न होकर परमात्मा 
अर्थात्‌ ब्रह्म है । यही कारण है कि ब्रह्म का बोघ कराने वाले अखण्ड, सच्चिदा- 
नन्द आदि शब्द “आत्मानम्‌' के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं ॥ १॥ 


बानु, न तु शून्यं न वाऽनृतम्‌, चित्‌ > ज्ञानं स्वप्रकाशचेतन्यूगमित्यथंः, अनेन 
इरह्मणोऽन्धकारस्येव जाड्यं निरस्तम्‌, आनन्दम्‌ = थानन्दस्वरूपम्‌, अनेन तस्मिन्‌ 
जनानां प्रवृत्तिनिदिष्टा । इयतः ब्रह्मणः स्वरूपनिरूपणं विधिमुखेन कृतमधुना निषेध- 
मुखेन तत््रतिपादयति-अवाङमन सगोचरम्‌ -वाक्‌ च मनश्चेति वाङ मनसे 
तयोर्गोचर इति वाङमनसगोचरः, न वाङ मनसगोचरः इत्यवाड_मनसगोचरस्तम्‌, 
इन्द्रियातीतम्‌, अनेन ब्रह्मणः सवंसाक्षिकत्वं सुचितम्‌, अखिलाधारम्‌--अखि- 
„ छस्य = समग्नस्याकाथ्चादिभ्रपः्चस्य आाधारम्‌=आश्चयम्‌, प्रपञ्चस्य सृष्टिस्थितिल्यानां 
करणमिति यावत्‌, ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणमेतद्यया छत्रचामरादिकं राज्ञः, ARAT- 
नमू = परमारंमानम्‌, ब्रह्म इति यावत्‌, आश्रये = एकत्वेन प्रतिपद्ये ॥ १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कोमुदीटीकासमन्वित: 3 


Ss by 
अथंतो5ण्यद्र्‍यानन्दानतीतद्वैतभानतः । 
गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति ॥ २॥ 

अन्वयः--अतीतष्वँतभानतः, अर्थतः, अपि, अद्वयानन्दान्‌, गुरून्‌, MUA, 
यथामति, वेदान्तसारम्‌, वक्ष्ये ॥२॥ 

झव्दार्थः--अतीतट्वेदभानतः = द्वैत का भान दूर हो जाने से, अथवा 
आत्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण, aria: = यथार्थ रूप से, अपि = 
मी, अट्टयानन्दान्‌ = अदइ्यानन्द, TRL = गुरु की, आराध्य = आराधना 
करके. यथामति = बृद्धि के अनुसार, वेदान्तसारम्‌ = वेदान्तसार ( नामक 
ग्रन्थ ) को, वक्षे = कहुँगा ॥ २॥ 

अथेः--हेत का भान दूर हो जाने से अथवा आत्मा का साक्षात्कार हो 
जाने के कारण यथाथ रूप से ( न कि केवल नाम से हो ) अद्वयानन्द गुरु को 
आराधना करके (अपनी ) बुद्धि के अनुसार वेदान्तसार ( नामक ग्रन्थ ) को 
कहुँगा ॥ २॥ 

टिप्पणी --अ्थंतोऽप्यद्र्‍यानन्दान्‌--ग्रन्यकार सदानन्द के गुरु का नाम 
था--मद्व्यानन्द । अद्वयानन्द का अथं S— AAT आनन्द का अनुभव करते वाले | 

ग्रन्थकार के गुरुदेव न केवळ नाम से ही अद्वयानन्द थे अपितु ada आनन्द का 

अनुमव करने के कारण यथार्थ रूप से भी अद्वयानम्द थे । 

रुरून्‌-#-यहाँ 'गुरः एक वचन के स्थान पर आदर की सूचना के लिये बहु- 
वचन का प्रयोग किया गया है । 

वेदान्तसारस्‌- वेदान्तसार का अथं है--( १ ) वेदान्तों का सार तथा 
( २) वेदान्तसार नामक ग्रन्थ ॥ २॥ 

वेदान्तसारम्‌--पीछे इलोक संख्या दो में वेदान्त शब्द आया हे । वेदान्त 
का अर्थ क्या है ? इस जिज्ञासा के उत्तर में बतलां रहे हैं-- 


अर्थतोऽपीति | अतीतद्वेंतभानतः--अतीतम्‌ = अपगतम्‌ दतस्य भानम्‌= 
damaq यतस्तस्मात्‌, अथवा अतोतम्‌ = दुरीभूतम्‌ di, यस्मात्तदतीतद्द तम्‌ = 
प्रत्यगात्मतत्त्वम्‌ तस्य भानम्‌ = साक्षात्कारस्तस्मात्‌, अथतः = यथार्थतः, न तु 
नामत एवेति भावः, अद्वयानन्दान्‌--अद्वये आनन्दो येषां तानू, गुख्नत्र आदरार्थ 
बहुवचनम्‌, आराध्य = प्रणामादिना उपास्य, यथामति = बुद्धधतुसारम्‌, वेदांत- 
सारम्‌, वक्ष्ये = प्रतिपादयिष्ये ॥ २ । । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


¥ वेदान्तसारः 


वेदान्तो नामोपनिषत्ममाणं तदुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि च। अस्य 
वेदान्तप्रकरणस्वात्तदीयेरेवानुबन्धैस्तद्रत्ता सिद्धेने ते पृथगालोचनीयाः । ३। 

अर्थः--( प्रमारूप ब्रह्म विद्या की ) प्रमाणरूप उपनिषदे ही मुख्यरूप से 
वेदान्त के नाम से जानी जाती हैं । और उन (उपनिषदों) के उपकारक ( भर्थातु _ 
उनके मत के प्रतिपादक ) शारीरकसूत्र आदि भी ( गौण रूप से ) वेदान्त हूं । 
इस ( वेदान्तसार नामक ग्रन्थ ) के, वेदान्त का ही प्रकरण-ग्रन्थ होने के कारण, 
उस ( वेदान्त ) के ही अनुबन्धों ( परमावश्यक्र विचारणीय अंगों ) से अनुबन्ध- 
युक्तता सिद्ध हो जाने के कारण उन ( अनुवन्धों ) की अलग से विवेचना करने 
की आवष्यकता नहीं है ॥३॥ 

टिप्पणी--उपनिषत्ममाणम्‌--उपनिषद्‌ रूप प्रमाण “उपनिषद्‌? शब्द की 
सिद्धि उप नि उपस्गपुर्वंक seq (सद्‌) धातु से विवप्‌ प्रत्यय करने पर होतो है--- 
उप +नि+ षद्लृ ( सद्‌ ) + विवप्‌ seq ( सद्‌ ) धातु के तीन अर्थ हैं-- 
( १) विशरण अर्थात्‌ नाश, (2) गति और ( ३) अवसादन ( शिथिछी- 
करण ) । यहाँ इस धातु के उक्त तीनों ही ad संगत होते हैं । जब कोई मुमुक्ष 
व्यक्ति उपनिषद्‌ नाम से जानी जाने वाली इस ब्रह्म विद्या के उप (समीप) जाकर 
नि ( अर्थात्‌ निश्चय ) के साथ इसका सेवन करता है तो यह उस मुमुक्षु के-- 

( १ ) “यह संसार हो सार वस्तु है” इस विचार को शिथिल कर देता हैं 
( संसारसारतार्मात सादयति=विषादयति श्चिथिलयति इति वा ॥ 

( २) तदनन्तर उसके जन्म-मरण रूप संसार-चक्र के कारण रूप अज्ञान का 
ही बिनाश. करती है ( दुःखजन्ममरणादिमूलाज्ञानं सादयति==उन्मूलयति ) । 

( ३ ) पुनः सवके अन्त में ब्रह्म के पास उस मुमुक्षु को पहुँचा देती है 
( परमश्रेयोरूपं प्रत्यगात्मानं सादयति=्=गमयति ) । 


वेदान्तपदं विवृणोति-वेदान्तो नामेत्यादिना | उपनिषत्प्रमाणम-उप- 
faga: एव प्रमाणम्‌, उपनिषदो यत्र प्रमाणं वेति, तदुपकारीणि-तस्य-बेदान्तस्य 
उपकारोणि=भर्थविचारादिना अनुकूलानि, शारीरकसूत्रादीनि--ब्रह्मसूत्रादीनि 
आदिना भगवद्गीताया अपि ग्रहणम्‌ | अस्य=वेदान्तसारनाम्ना सूत्रितुमारब्धस्यास्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya कीमुदीटकिसमस्वित: " and eGangotri ष्‌ 

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यरूप से ब्रह्मविद्या ही वेदान्त 
के नाम से कही गई है । किन्तु इस ब्रह्मादिद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ भी प्रतिपादय- 
प्रतिपादक सम्वन्ध से उपनिषद्‌ कहे जाते हैं । 

शारीरकसूत्रादीनि--शरीरमेव शञारीरकं तत्र भवो जीवः शारीरकः सः 
सूत्र्यते = याथातथ्येन निरूप्यते यैस्तानि शारीरकसुत्रादीनि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, 
इत्यादीनि वेदान्तसूत्राणि ।” इस कुत्सित शरीर को ही शरीरक कहते हैं । इसमें 
निवास करनेवाला आत्मा शारीरक कहा जाता हे । इसका ठीक-्ठीक निरूपण 
जिन सूत्रों में किया जाय वे शारीरकसुत्र कहे जते हैं । शारीरक सूत्र को ही 
qaqa या वेदान्तसूत्र भी कहते हैं। आदि पद से गीता तथा शंकराचायं के 
द्वारा कृत उसके भाष्य को ग्रहण किया गया है । 

प्रकरण--किसी एक शास्त्र के एक अंश से सम्बद्ध तथा दूसरे शास्त्रों के भी 
यथावसर उपयुक्त अंश को ग्रहण करने वाले wa को विद्वानु लोग प्रकरण 
कहते हैं-- 

“'शास्त्रैकदेशसम्वद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नामग्नन्थभेदं विपश्चित:” ॥ ३॥ 

वेदान्त के वे चार अनुबन्ध ( अर्थात्‌ परस्पर afer विचारणीय तत्त्व ) 

कौन-कौन हैं ? इस जिज्ञासा के उत्तर में बतला रहे हैं-- 
अनुबन्धचतुष्टयम्‌ 

तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि ॥ ४॥ 

अरथः--वेदान्त के अधुबन्ध हैं--(१) अधिकारी, (२) विषय, ah सम्बन्ध 
ओर (४) प्रयोजन । ( और ये ही इस वेदान्तसार के भी अनुबन्ध हैं )॥ ४ ।| 

अब आगे क्रमशः इन चारों अनुबन्धों का निरूपण किया जा रहा है-- 

अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगताखिळ- 

f © . 

वेदार्थोऽस्मिन्‌ जन्मन जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवजनपुरस्सर 
नित्यनेमित्तिकप्राय श्रित्तोपासनाचुष्ठानेन निगतनिखिळकल्मषतया 
नितान्तनिर्मळस्वान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता ॥ ५॥ 

अर्थः--जिसने वेदों तथा (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और . 
ज्योतिष रूप ) वेदांगों का विधिपू्वंक अध्ययन करके समस्त वेदों के तात्पयं को 


Se 


ग्रन्थस्य, तदीयेः-वेदान्तीय रित्यर्थः, तद्वत्तासि द्धेः=अनुबन्धवत्तासिद्धेः, ते=अनु- 
बन्धा इत्यर्थः ॥ अधिकारिणं निरूपयति-अधिकारीति | अधिगताखिल- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fo KAA Chennai and eGangotri 
अ न्तसारः 


सामान्य खूप से ज्ञात कर लिया है और (२) जो इस जन्म तथा ga जन्मो में 
काम्य एवं निषिद्ध कर्मो का परित्याग करके, नित्य-नतमित्तिक, प्रायदिचत तथा 
उपासना के अनुष्ठान से समस्त पापों के दुर हो जाने के कारण अपना अन्तःकरण 
अत्यन्त निर्मल कर लिया है तथा ( ३) जो साधनचतुध्य से सम्पन्न है, ऐसा 
प्रमाता ( अर्थात्‌ प्रमाणों के द्वारा ब्रह्मरूप प्रमेय का जिज्ञासु पुरुष ) इस ( ग्रन्थ 
तथा ब्रह्मविद्या ; का अधिकारी है ॥ ५॥ 

टिप्पणी-विधिवद्धीत०--ब्रह्मचयं-ब्रत धारण करके धर्मशास्त्र में 
बतलाई गई विधियों के अनुसार वेदांगों के साथ चारों वेदों के अध्ययन से उनका 
सविधि अथं जानकर ही व्यक्ति इस ग्रंथ के अध्ययन का अधिकारी बनता है । 

प्रसाता--प्रमाणों के आधार पर ब्रह्मरूप प्रमेय को जानने की इच्छा वाला 
व्यक्ति ही प्रमाता कहा जाता है । 

काम्यनिषिद्ध०--काम्य, निषिद्ध तथा नित्य आदि कमं और साधनचतुष्टय 
आदि क्रमशः आगे बतलाये जा रहे हैं॥ N 

काम्यानि स्वगादीष्टसाधनानि अ्योतिष्टोमादीनि। निषिद्धानि 
नरकाद्यनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि । नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय- 
साधनानि सन्ध्यावन्द्नादीनि | नेमित्तिकानि पुत्रजन्मायनुबन्धीनि 


A, 


जातेष्टयादीनि । प्रायरिचत्तानि-पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि । 


Bee eeni शाण्डिल्यविद्या- 
न 1 | 

अर्थः--स्वर्ग आदि अभीप्सित ( लोकों की प्राप्ति के साधन ज्योतिष्टोम 
आदि (यज्ञ ) काम्य कमं हैं । नरक आदि अनिष्ट (स्थानों की प्राप्ति) के साधन 
ब्राह्मण-हत्या भादि निषिद्ध कमं हैं । न करने पर ( प्रत्यवाय = पापों या भावी 
हुःखों ) के कारण सन्ध्यावन्दन आदि नित्य-कमं हैं । पुत्र जन्म आदि के अनन्तर 
किये जाने वाले जातेष्टि आदि कमं नैमित्तिक कमे हैं । पापों के विनाश के साधन 


वेदाथे;-भधिगतः=गृहीतः अखिलः=समग्रः वेदानामर्थ:-तात्पय येन सः, नितान्त- 

निमेळस्वान्तः-नितान्तम्‌=अत्थन्तमु निमंलम्‌=निष्कलुषम्‌ स्वान्तम्‌=स्वान्तःकरणं 
गंतनिखिल निर्गता 

यस्य सः निगंतनिखिलकल्मष तया-निगंतानि=अपगतानि दूरीभूतानीति यावत्‌, 

निखिलानि-समस्तानि कल्मषाणि-पापानि यस्य सः निर्मंतनिखिलकल्मषः, तस्य 


भावो निगंतनिखिछक्रल्मषता तया, साधनचतुष्टयसस्पन्नः--साधनानां 
चतुश्यमिति साषनचतुष्टयं .तेन सम्पन्नः = युक्तः ॥ काम्यादोनि निरूपयति-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sar मुदोळोकरासमितरल्ल$a and eGangotri ७ 


चान्द्रायण आदि (aa) प्रायश्चित्त कहे जाते हें । सगुण ब्रह्म को आलम्बन 
बनाने वाली मानसिक व्यापार रूप ( अर्थात्‌ ध्यानहप ) शाण्डिल्यविद्या आदि 
उपासना कमं हैं । 

टिप्पणी-कास्यानि--किसी कामना से किया जाने वाला क्म काम्प-कम | 
कहलाता है । ; 

निषिद्धानि--जो कमं पाप और उसके फलस्वरूप नरक आदि अप्रिय 
स्थानों को प्राप्त कराने के कारण बनते हैं, वे निषिद्ध कर्म हैं । 

नित्यानि --नित्य कर्मों को करने से यद्यपि कोई पुण्य नहीं होता, किन्तु न 
करने से पाप अवश्य होता है । कुछ लोग नित्य कर्मों को पूवं जन्म के पापों का 
विनायक वतलाते हैं । 


नैमित्तिकानि--किसी निमित्त को प्राप्त करके, धर्म-शास्त्रों के द्वारा जिनका 
विधान भव्य कर्तव्य के रूप में किया जाता है, वे नैमित्तिक कमं कहलाते हैं । 


प्रायड्चित्तानि--निषिद्ध कर्मों को करने तथा विहित कर्मों को न करने से 
लगने वाले पापों के विनाश के लिए जो कमं किये जाते हैं वे प्राश्वित कहलाते हैं । 
चचान्द्रायणादीनि--चान्द्रायण एक प्रकार के उपवास का चाम है। इसमें 


चन्द्रमा की वृद्धि एवं क्षय के अनुसार आहार को घटाया तथा बढ़ाया जाता है। 
जैसे इस aa का कर्ता Yas पक्ष की प्रतिपत्‌ को एक ग्रास खाता है और क्रमशः 


बढ़ते हुए पूणिमा को पन्द्रह ग्रास । इझी प्रकार कृष्ण पक्ष में क्रमशः घटाता.है १ 


उपासना--उपासना मानसिक व्यापार है । इसमें सगुण ब्रह्म का ध्यान 
किया जाता है । 


झाण्डिल्यविद्यादीनि--छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३१ ४।१ ) में आया हुना 
बह प्रकरण जिसमें सगुणोपासना का वर्णन है-शाण्डिल्य विद्या के नाम से जाना 
जाता है ॥ ६॥ Saat ton 
काम्यानीति | फलोद्दे शेन विधीयमानाति कर्माणि काम्यकर्माणि सन्ति । निषि- 
द्वानि-सासारिकसुखरागात्‌ कृतानि ब्राह्मणहननादीनि धर्मशास्त्रनिषिद्धानि 
कर्माणि | नित्यानि--अकरणे पापसाधनानि सन्ध्यादीति । नेमित्तिकाति-- 


निमत्तवश्यात्कृतानि जातेश्यादीनि । प्रयश्चितानि-पापविनाशसाधनानि चांद्रा 
यणादीनि | उपासनानि-सगणन्नह्मघ्यानरूपाणि श्ाण्डिल्यविद्यादीनि ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


Digitized by Arya SamajFoundation Chennai and eGangotri 
a 


अब नित्य आदि कर्मों के प्रधान और अप्रधान फलों के विषय में वतलाया 
जा रहा है-- 
एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परमम्प्रयोजनम्‌। उपासनानां तु 
चित्तकाप्रथम्‌ । 'तमेतमातमानं बेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञन' इत्या दिश्रृतेः, “तपसा कल्मषं हन्ति’ इत्या दिस्मृतेश्च। नित्यने- 
मित्तिकयोरुपासनानां त्ववान्तरफलं पितृळोकसत्यडोकप्राप्रिः कर्मणा 
पित॒छोको विद्यया देवलोक? इत्यादिश्रुतेः ॥ ७॥ 
c 
अथ --इन नित्य-नैमित्तिक और प्रायश्चित कमो का परम प्रयोजन है-बुद्धि 
की शुद्धि । उपासनाओं का परम प्रयोजन है--“चित्त की एकाग्रता!” उस (अर्थात्‌ 


उपनिषदों में वणित ) इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों एवं यज्ञ के द्वारा जानने की 
इच्छा करते हैं ।  वृहदा० ४४1२२ ) इत्यादि श्रुति से तथा “तपस्या के द्वारा 


( ब्राह्मण ) पाप को विनट कर देता है” ( मनु» १२।१०४ ) इत्यादि स्मृति से 
भी ( तित्यादि कर्मो के द्वारा पापों का विनाश तथा चित्त को शुद्धिका समर्थन 
किया गया है 1 नित्य एवं नेमित्तिक कर्मो का अवान्तर ( गोड अप्रधान ) फळ 
है--पितृछोक की प्राप्ति तथा उपासना का अवान्तर ( सप्रधान ) फल है सत्य- 
लोक की प्राप्ति । श्रुति भी कहती है - कमं से पितृलोक तथा विद्या ( उपासना ) 
से सत्यलोक ( का प्राप्ति होती ) है” ( gearo १॥५॥१६ ) इत्यादि ॥ ७ ॥ 

_ टिप्पणी-विविदिषन्ति -वेत्तुमिच्छन्तिइति^/विद्‌+सनु+अन्ति। आचार्य 
शंकर के अद्वैत वेदान्त के अनुसार कर्मकाण्ड मुक्ति का साक्षात्‌ साधन न होकर 
परम्परया साधन है । यह व्यक्ति को ज्ञान अथवा जिज्ञासा तक पहुँचाने का एक 
सोपान है । अद्व॑त वेदान्त तो एकमात्र ज्ञान से ही मुक्ति मानता है । 

अवान्तरफलम्‌ किसी फल देने वाले वृक्ष को लगाने का एकमात्र उद्देश्य 
होता है--फछों को प्राप्त करना । किन्तु व्यक्ति आवश्यकतानुसार उस वृक्ष को 
_ छाया का भी सेवन करता हो है। यह छाया-सेवन वृक्ष लगाने का मुख्य फळ न 
होकर गौड फछ है । मुख्य फल है--फछों को प्राप्त करता ही । ठोक इसो प्रकार 
नित्य-नंमित्तिक कर्मों का मुख्य फल है--चित्त की शुद्धि और अवान्तर-गौड 
फळ है-पितूलोक की प्राप्ति। इसी तरह उपासनाका मुख्य फल है चित्त की 
एकाग्रता और भवान्तर फल है-सत्यळोक की प्राप्ति । अवान्तर का अथं है— 
अमुख्य गौड तथा अप्रधान । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Soe ETS and eGangotri ट्‌ i 


सस्यलोक--यह भूमण्डल से ऊपर की ओर स्थित सातों लोकों में सब से 
ऊपर स्थित है। सत्यलोक से मोक्ष का तात्पर्य नहीं है ॥ ७ ॥ 
पीछे कहा है कि --“साधन चतुष्टय से सम्पन्न प्रमाता ही अधिकारों है!” 
अव यहाँ यह जिज्ञासा उठती है कि ये चार साधन कौन-कौन हैं ? इसके उत्तर 
_ में कहा जा रहा है-- 
साधनचतुष्टयम्‌ 
साधनानि नित्यानित्यवस्तुविवेकेहासुत्राथफळ्भोगविरागशमादि- 
बषटकसम्पत्तिसुमुक्षत्वानि | नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावदू “त्रह्मव नित्यं 
चस्तु ततो5न्यदखिळमनित्यमि'ति विवेचनम्‌ | ऐहिकानां खकचन्दनवनि- 
तादिविषयभोगानां कर्मजन्यतया5नित्यत्ववदामुष्मिकाणामप्यसृत[दि- 
विषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिरिहासुत्राथफलभोग- 
विरागः । शमादयस्तु रामद्‌मोपरतिततिक्षासमाधानश्रदा त्या 
शमस्तावच्छुवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निम्रहः। दमो बाह्नन्द्रि- 
याणां तद॒ब॒तिरिक्तविषयेभ्यो निवतंनम्‌। निवर्तितानामेतेषां तदूव्यति" 
रिक्तविषयेभ्य उपरणसुपरतिः, अथवा वबिहितानां कर्मणां विधिना 
परित्यागः | तितिक्षा शीतोष्णादिद्वन्द्डसहिष्णुता। निग्रहीतस्य सनसः 
KAMA तदनुगुणविषये च समाधिः समाधानम्‌ । गुरूपदिष्टवेदान्त- 
वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा | gaga मोक्षेच्छा | एवंभूतः प्रमाता अधि- 
कारी 'शान्तो दान्तः? इत्यादिश्रतेः। उक्तं च-- 
“प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे | 
गुणान्वितायानुगताय सवदा प्रदेयमेतस्सततं सुसुक्षव? इति ॥ ८॥ 
अर्थः--साधन हैं--( १ ) नित्यानित्यवस्तु-विक, ( २ ) इहामुत्राथंफल- 
भोगविराग, ( ३ ) शमदमादिषट्कसम्पत्ति और ( ४ ) मुमुक्षुत्व । 
( १) एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है तथा उस ( ब्रह्म ) से मित्त सब 
५) ARRAT अहा ह. SSS WAA NAA 


साधनचतुश्यं विवृणाति--नित्या नित्येत्यादिना | नित्यानित्यविवेकः-नित्यं 
च अनित्यं चेति नित्यानित्ये नित्यानित्ये च ते वस्तुनी इति नित्यानित्यवस्तुनी तयोः 
विवेकः=्यथाथंतो ग्रहणं, भेदज्ञानमिति वा । इहासुत्राथफङभोगविरागः- 
इह = अस्मिन्‌ जगति, अमुत्र = परलोके, अथ्य॑न्ते = प्राथ्यंत्ते इति मर्थाः 
ते एव फळं कमंजन्यत्वात्‌ तस्य भोगः = आस्वादनं तस्मात्‌ विरागः = अनामोगा- 
Raat घृणाबुद्धिः, विधिना परित्याग।=्शास्त्रोक्तरीत्या परित्यागः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१० वेदान्तसारः 

कुछ अनित्य है, ऐसा विवेचन करना ही नित्यानित्य-वस्तु-दिवेक = नित्य और 
अनित्य वस्तुओं का विवेक है। ( २ ) इस लोक में प्राप्त होने वाले माला, चन्दन 
तथा स्त्री आदि विषयों के भोग जैसे कर्म के परिणाम होने के कारण अनित्य हैं, 
उसी तरह परछोक में प्राप्त होने वाले अमृत आदि विषयों के भोग भी ( यज्ञ 
आदि कर्मों के परिणाम होने के कारण ) अनित्य हैं, ऐसा विचार कर उन 
( विषयों ) से अत्यन्त' वितृष्णा ( विरति ) का होना ही ऐहलौकिक तथा पार- 
लौकिक फलों के भोग से विराग ( इहामुत्रार्थ-फल-मोग-विराग ) है। (३) 
शमादि \षट्कसम्पत्ति) है--शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा । 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन कों छोड़कर अन्य विषयों से मनको मोड़ लेना ही 


दाम है । ( श्रवण आदि ) बाहरी इन्द्रियों को उन ( श्रवण आदि ) के अतिरिक्त 
विषयों से हटा लेना ही दम है । ( विषयों से ) हटा लिये गये इन ( बाह्य ) 
इन्द्रियों का उन ( श्रवण आदि बाह्य इन्द्रियों ) के अतिरिक्त विषयों से उपरत 
हो जाना (अर्थात्‌ विषयों की ओर उन्मुख हो जाने के उत्साह से रहित हो जाना) 
उपरमण अर्थात्‌ उपरति है । अथवा (सन्ध्या) पुजन आदि वेद-विहित कर्मों का 
( स्मृतियों की ) विधि से परित्याग करना अर्थात्‌ संन्यास ले लेना ही उपरति 
है । गर्मी-सर्दी (सुख-दुःख, जय-पराजय) आदि eat ( जोड़ों ) को सहन करने 
को शक्ति का नाम है--तितिक्षा । वश्च में किये गये ( निगृहीत ) मन का 
श्रवण मादि में ओर श्रवण आदि के अनुरूप । गुरुसेवा आदि ) विषयों में एकाग्र 
हो जाना ही समाधि है । गुरु के उपदेश तथा वेदान्त के वाक्यों में विश्वास 
होना श्रद्धा है । ( ४ ) मोक्ष की इच्छा का होना मुमुक्षुत्व है । इनसे युक्त प्रमाता 
“शम से युक्त, दम से Aw” ( वृहृदा० ४।४।२२) इस श्रुति के अनुसार 
( इस ग्रन्थ एवं ब्रह्म-विद्या का अधिकारी हाता है । कहा भी गया है-- 
अन्वयः--प्रशान्तचिदठवाय, जितेन्द्रियाय, प्रहीणदोषाय, यथोक्तकारिणे, ,णा- 
न्विताय, च, अनुगताय, मुमुक्षवे, सवदा, एतत्‌, सकळम्‌, प्रदेयम्‌ ॥ ` : 
शब्दा्थः--प्रश्ञान्तचित्तार्‍य-ान्वचित्तवाळे, जितेन्द्रियायइन्द्रियां को 
वश्य में करने वाले, प्रहोणदो घाय-विनष्ट पाप वाले, यथोक्तका रिणेन्यथाविषिः 
आचरण करने वाले, गुणान्विताय-[ विवेक, वैराग्य उपरति आदि ) गुणों से 
adaa, AAT, अनुगताय-(गुरु के) अतुगामो, सुसक्षबे=मोक्ष को इच्छा 


. ©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ouaa g Re i and eGangotri ११ 
८) 


वाले व्यक्ति को, सर्वेदास्सवंदा, एतत्‌=्यह, सकलस्‌ = सम्पूर्ण (आत्म-ज्ञान), 
प्रदेयस्‌ = देना चाहिये 1 ( उपदेशसाहस्री १६।७२ ) ॥ 
अर्थः--श्चान्तचित्त वाले, इन्द्रियों को वद्य में करने वाले, विनष्ट पापवाठे, 
- यथाविधि आचरण करने वाले, ( विवेक, वैराग्य, उपरति आदि) ५णों से 
अलंकृत तथा ( गुरु के ) अनुगामी मोक्षाभिळाषो व्यक्ति को adar यह सम्पूर्ण 
( आत्मज्ञान ) देना चाहिये ॥ 
टिप्पणी--साधनचतुष्टयम्‌--इन कथित चारों साधनों में ga-ga साधन 
उत्तरोत्तर साधनों के मो कारण होते हैं । जंसे--'नित्यानित्यवस्तुविवेक' अपने 
से वाद वाले “इहामुत्रार्थफलमोगविराग' का और “इहामुत्रारथफङमोगविराग 
रामदमादिषट्कसम्पत्ति' का ओर 'यमदमादिषट्कसम्पत्ति' 'मुमक्षुरव' का कारण 


होता है | 
इहामुत्राथंफछभोगविरागः--'इह' का अर्थ है--इस लोक में और 
HAA का अथं है--परलोक में । “अर्थ” कहते हैं--पदार्थों को, विषयों को । इन 


विषयरूपी फलों के भोग से विराग ( अर्थात्‌ उदासीनता ) का होना ही 'इहा- 
मुतार्थफलभोगविराग' है । जिस प्रकार कृषि आदि कर्मों से sta किया हुआ 


अन्नरूप भोग क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार इस लोक फे तथा परलोक के सारे 
मोग कमंजन्य होने के कारण क्षीण होने वाले हैं अतः अनित्य हैं। यह सोच कर 


उनमे विरक्त हो जाना हो वैराग्य है । 

बिधिना परित्याराः--विहित कर्मों का विधिपुवंक परित्याग करना अर्थात्‌ 
प्राजापत्य यज्ञ को करके संन्यास में दीक्षित होकर कर्मों का परित्याग करना 
चाहिये, न कि आलस्य और प्रमाद के कारण मनु ने भी कहा है -- 

प्राजापत्यां ede सवंवेदसदक्षिणाम्‌ | 

आत्मन्यग्नीनु समारोप्य ब्राह्मणो प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌॥ ( Age ६1३८ ) ॥ ८ ॥ 

अधिकारी के निरूपण के अनन्तर अव विषय आदि अन्य अतुबन्धों का 
निरूपण करने जा रहे हैं 

बिषयो जीवन्रह्मेक्यं झद्धचेतन्यं प्रमेयम्‌ । तत्रेव वदान्तानां 
तात्पर्यात्‌ | सम्बन्धस्तु तदेक्यप्रमेयस्य तरप्रतिपादकोपनिषतप्रमाणस्य 
च बोध्यबोधकभावळक्षणः | प्रयोजनं तु तदेक्यभ्रमेयगताज्ञान निवृत्तिः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


HS . | ५» .. 


२२ Digitized by Arya Sageirepagation Chennai and eGangotri 
स्वस्वरूपानन्दावाप्रिश्‍च “तरति शोकमात्मविदू” इत्यादिश्रृतेः ब्रह्मविद्‌ 


Ada भवति? इत्यादिश्रुतेशच ॥ ९ ॥ 
अर्थः - ( २ )--( इस वेदान्त शास्त्र का ) विषय है--जीव और ब्रह्म की 


एकता ( non-duality ) जो शुद्ध चैतन्य रूप है तथा इस शास्त्र का प्रमेय है । 
जीव और ब्रह्म की इसी एकता में ही समस्त वेदान्त ग्रन्थों का तात्पर्यं है अर्थात्‌ 
समस्त वेदान्त ग्रन्थ जीव और ब्रह्म की इसी एकता का प्रतिपादन करते हैं। 

( ३ )--जीव और ब्रह्म के एकतारूप प्रमेय का और उस (एकतारूप प्रमेय) 
के प्रतिपादक उपनिषद्‌ का परस्पर बोघ्य-वोधक (ज्ञेय-ज्ञापक) भावरूप सम्बन्ध 
है । ( इसमें जीव और ब्रह्म की एकता बोध्य है और उपनिषद्‌ बोधक हैं ) । 

( ४ )- इस ( वेदान्त शास्त्र ) का प्रयोजन है -- 

(क) जीव और ब्रह्म की एकतारूप प्रमेय के सम्बन्ध में वर्तमान अज्ञान 
की तिवृत्ति और ( ख ) अपने वास्तविक स्वरूपभूत आनन्द की प्राप्ति। इस 
विषय में “आत्मा को जान लेनेदाला व्यक्ति शोक ( अर्थात्‌ शोकपूर्ण इस संसार 

के कारण अज्ञान ) को पार कर जाता है” ( छान्दोग्य० ७।१।३ तथा “aa 
-को यथार्थरूप से जान लेनेवाला व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है” (मुण्डक० ३।२।६)- 
ये श्रुतियाँ प्रमाण हैं । 

टिप्पणी-जीवन्नहेक्रयं झुद्धचेतन्यम्‌- यदि केवल इतना ही भर कहा 
जाय कि जीव और ब्रह्मा की एकता ही इस शास्त्र का प्रमेय तथा विषय है, तो 

यह वात उठ सकती थी कि क्या यह एकता adar भिन्न दो तत्त्वों-दूध और 
'पानी--की माँति है ? यह आशंका उठने न पाये इसीलिये जीव और ब्रह्म की 


विषय लक्षयति-विषय इति। जीवन्रह्मेक्यम्‌-जीवश्च ब्रह्म चेति जीव- 
ब्रह्मणी तयोरवयमिति । जीवब्रह्मणोरभेद एवास्य वण्येविषय इत्यर्थः | शुद्ध 
'चेतन्यम्‌--तदैक्यं सर्वोपाधिविनिमुक्तत्वात्सवंधमंरहितत्वाच्च शुद्धचैतन्यं निगद्यते, 
तत्रेव-जीवब्रह्मक्ये इत्यर्थः, वेदान्तानां तात्पर्यात्‌=वेदान्तवचनानामुपक्रमोप- 
Hadai तत्रैव तात्पर्यावधारणं भवति । बोध्यबोधकभावः-ज्ञाप्यज्ञापकमाव: 
agai बोध्य, तद्बोधिकाश्चोपनिषद इति । तद्‌क्यप्रमेयगताज्ञान निवृत्तिः 
'तयोः=जीवन्रह्मणो रंक्यम्‌=भभेद; एव प्रमेयम्‌=प्रमाविषयः तद्गतं यदज्ञानं तस्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sam Si teg konpai and eGangotri १३ 
एकता को शुद्धचैतन्यरूप बतलाया है। शुद्ध चॅतन्य को हो एकता शुद्धचेतन्यरूप 
हो सकती है। जीव और ब्रह्म दोनों हो शुद्धचेतन्यस्वरूप, समो gal तथा 
उपाधियों से परे हैं। उनकी यह भिन्नता तो औपाधिक है, अवास्तविक है 1 

प्रमेयम्‌--यथार्थे ज्ञान को प्रमा कहते है । प्रमा का जो विषय होता है वह 
प्रमेय है । प्रमेय को प्रमाणों के आघार पर जाना जाता है। ज्ञातव्य वस्तु हो 
प्रमेय है ॥ ९॥ 

साधनचतुष्टय से सम्पन्न अधिकारी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करे?' 
इसके उत्तर में वतला रहे हैं-- 

अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानळतप्तो दीप्तशिरा जलराशि- 
मिवोपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपस्त्रत्य तमनुसुरति, 'समि- 
त्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌' इत्यादिश्रुतेः ! स परमकृपया “अध्यारोपाप- 
हा न्याथेनेनमुपदिशिति, तस्मे स विद्वानुपसन्नाय प्राह’ इत्यादि- 
Aa? ॥ १० ॥ 

अर्थ :--जिस प्रकार ( qa की प्रचण्ड किरणों से ) अत्यन्त aaa शिर- 
वाला ( गंजा ) व्यक्ति ( शीतलता पाने की अभिलाषा से ) जल भरे सरोवर 
की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार यह ( स,धनचतुष्टय से सम्पन्न) अधिकारी, 
जन्म-मरण आदि से युक्त संसाररूपो अग्नि से सन्तप्त होकर हाथ में कुछ उपहार 
लेकर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ५र के पास जाकर उनका अनुसरण करता है श्रुति भो 
यहो कहती है--““( ब्रह्मज्ञान को प्राप्ति के हेतु ) हाथ में हवन करने के लिए. 
पवित्र छकड़ियों को लेकर श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ को ( गुरु के पास जाना चाहिये )' 
इत्यादि ( मुण्डक० १।२।१२ ) । वह ( Afaa ब्रह्मनिष्ठ गुरु ) अत्यन्त angia 
“अध्यारोप? और “अपवाद' के न्याय से उसे उपदेश देता है, जैसा कि श्रुति मी 
कहती है--“वह्‌ विद्वानु ( आचायं ) अपनो शरण में आये हुए उस ( शिष्य) को 
( ब्रह्मज्ञान का ) उपदेश देता है ” ( मुण्डक० १।२।१३ ) | 

टिप्पणी--उपहारपाणिः--राजा, देवता तथा गुरु के पास खाली हाथ 
नहीं जाना चाहिये । “रिक्तपाणिन सेवेत राजानं ब्राह्मण गुरुमु ( महाभारत )।_ 


_निवृत्तिः=निवर्तनम्‌ ।अयमधिकारीति ।जननमरणादिसंसारानळतप्रः-जन- 
नमरणादिरेव संसारः स एव अनलः=अग्निः, अर्निवाहाहकत्वातंसंसारेऽनळक्वाराप- 


स्तेन तपतः । उपह्वारपाणिः--उपहारः=देयं वस्तु पाणौ=हस्ते यस्य स उपहार- 
पाणिः, रिक्तहस्तस्य गुरुसमीपगनं निषिद्धमिति । ब्रह्मनिष्ठम्‌-ब्रह्माणिञमोपतिपदे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४ Digitized by Arya Sama तसर? Chennai and eGangotri 
समित्पाणिः इसका शाब्दिक अथं है-हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास 
जाना चाहिये । किन्तु णह उपलक्षणमात्र है । नितान्त अर्थाभाव की दद्या में ही 
'ऐसा करना चाहिये | सामथ्यं रहने पर अपनी शक्तिके अनुसार We लेकर गुरु 
के पास जाना चाहिये--यह उक्त श्रुति का भाव है । 
श्रोत्रियम्‌--वेदों के अध्येता विद्वात्‌ को श्रोत्रिय कहा जाता है । 
ब्रह्मनिष्ठम्‌--न्रह्म एवं आत्मा की एकता के ज्ञान से युक्त व्यक्तिको ब्रह्मनिष्ठ 


कहा गया है | ६ 
अध्यारोपापवादन्यायेन--अध्यारोप और अपवाद के न्याय से । वास्त- 


विक में अवास्तविक का भ्रम होना अध्यारोप है, जैसे--सीपी में चाँदो का भ्रम 
) होना । यहाँ सीपी वास्तविक है और चाँदी अवास्तविक । अपवाद का शाब्दिक 
अथं g-an का निषेध । जैसे सीपी में हो रहे चांदी के भ्रम का निषेध करके 
उसमें सीपी का यथाथं ज्ञान होना अपवाद हे । अध्यारोप और अपवाद का 
विश्लेषण आगे यथावसर करेंगे ॥ १०॥ 
“अध्यारोप और अपवाद के न्याय से गुरु उपदेश देता है” ऐसा--पहले 
कहा गया है । अव यहाँ हृांतपूर्वंक अव्यारोप का लक्षण बतला रहे हैं । 
असर्पभूतायां रञ्जौ सर्पारोपवद्वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽश्यारोपः | वस्तु 
सच्चिदानन्दाद्यं ब्रह्म | अज्ञानादिसकळजडसमूहोऽवस्तु | अज्ञानं सद- 
सदूभ्यामनिवंचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किञ्चिदिति / 
वदन्त्यहमज्ञ इत्याद्यनुभवात्‌, देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिंगूढाम? इत्यादिः 
AA ॥ ११॥ 
अर्थृः--असपंमूत wy में ( अर्थात जो वस्तुतः सपं नहीं है, उस रस्सी में) 
ai के आरोप (श्रम) के समान वस्तु ( अर्थात्‌ यथार्थ ) में अवस्तु अर्थात्‌ 
( अयथार्थं ) का आरोप ( भ्रम ) होना ही अध्यारोप है। सत्‌, चित्‌, आनन्द 
अद्वितीय ब्रह्म ही वस्तु ( यथार्थं ) हे । अज्ञान से प्रारम्भ होने वाले समस्त जड- 
'पदार्थो का समूह भवस्तु ( अयथाथं, अवास्तविक ) है । अज्ञान सत्‌ एवं असत्‌ 


रूप,से अनिवेचनीय ( अर्थात्‌ अज्ञान को न तो सत्‌ ही कहा जा सकता है आर 
न असत्‌ ही ), सत्व, रज एवं तमरूपातमक, ज्ञान का विरोधो, भावरूप (अर्थात्‌ 
ब्रह्माणि निष्ठा-नितरां निश्चयेन वा स्थितियंस्य सः तम्‌ औपनिषदब्रह्मात्मविज्ञान- 
Piai ॥ तत्र अघ्यारोपं निरूपयति-असपेभूतायामिति। सर्पारो- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ल Chennai and eGangotri 
कौमुदीटीकासम feaa: 


सत्तात्मक ) तथा कुछ है--ऐसा ( वेदान्त के विद्वानु जन) कहते हैं। “मैं 
अज्ञानी हुँ”--यह अनुभव तथा “( योगियों ने) अपने सत्त्व आदि गुणों से 
आच्छन्न, स्वयंप्रकाश आत्मा की ( मायारूप ) शक्ति का प्रत्यक्ष किया ।” 
(aasar 213) आदि श्रुति भो ( अज्ञान की इस भावरूपता=सत्तात्मकता 
में प्रमाण हैं 1) 

टिप्पणी--असपेभूतायां रज्जौ--वर्षा की अँधेरी रात में व्यक्ति जा 
रहा था। उसने रास्ते में एक टेढ़ों-मेढ़ी चीज देखी । उसे सपं समझा । फिर 
क्या था वह चोंका कूदा और डण्डे से उस पर प्रहार किया । वह अपनी विजय 
पर फूल रहा था कि किसी ने टाचे की रोशनी उस पर डालो । उसने देखा कि 
यह तो सर्प नहीं अपितु रस्सी है । उस व्यक्ति का रस्सी को यह साँप समझना 
ही अध्यारोप È I 

वस्तु--भूत, वर्तमान और भविष्य में न विनष्ट होनेवाली परमाथंतः सत्‌ 
सात्मा ही वस्तु है । 

५“अज्ञानम्‌ - अज्ञान को माया, अविद्या आदि नामों से भो कहा गया है । 

सदसद्भ्यामनिवंचनीयम्‌-अज्ञान को न सत्‌ कहा जा सकता है ओर 

न असत्‌ ही । यदि अज्ञान को सत्‌ ( अर्थात्‌ सत्तात्मक ) कहा जाय तो आत्मज्ञान 


होने के बाद उसका विनाश नहीं होगा । किन्तु स्थिति यह है कि आत्मा का 
ज्ञान होने के बाद व्यक्तिका अज्ञान विनष्ट हो जाता है । यदि उसे असत्‌ 


( असत्तात्मक ) कहा जाय तो वच्ध्या-पुत्र तथा आकाश-कुसुम को मांति उसकी 
कभी मी प्रतीति नहीं होनी चाहिए | किन्तु यह तो बराबर अनुभव किया जाता 
है कि--मैं अज्ञानी ( अज्ञानवाला ) हैँ । यही कारण है कि अज्ञान कोन तो 
सत्‌ रूप कहा जा सकता है ओर न अपतत्‌ रूप ही--'सच्चेन्न बाध्येत, 
असच्चेन्न प्रतीयेत |” 

त्रिगुणात्मकम्‌--सांशा की प्रकृति को तरह Ada वेदान्तियों का यह 
अज्ञान भी त्रिगुणात्मक g l 


पवत्‌=महिश्रमवतु, Haaa, चस्तुनि=यथार्थे इत्यथ, अवस्त्वारोपः-अवस्तुनः=अय- 
qia आरोपः | वस्तु=त्रिकालाबाधितो ब्रह्मापरपर्यायभ्ञ्आत्मैव वस्त्विति 
मावः | भावरूपम्‌=सत्तात्मकम्‌, अनेनाज्ञानस्यामावो निषिद्धः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samapeqrreqien Chennai and eGangotri 


१६ 


“क्षानविरोधि--अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, अर्थात्‌ ज्ञान से दूर होता है । 


सावरूपम्‌--अज्ञान ज्ञान का अभावरूप नहीं है । यदि यह अभावरूप होता 
तो ज्ञान के द्वारा इसके दूर या विनष्ट होने की बात ही न पैदा होती । वेदान्त 
के अनुसार ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती.है। अज्ञान की यह निवृत्ति 
तमी सम्मव है, जबकि यह मावरूप यानी सत्तात्मक हो । ! 

यस्किञ्चित्‌--अज्ञान को न तो सत्‌ कह सकते हैं, न असत्‌ कह सकते हैं । 
और न सत्‌-असतु रूप ही कह सकते हैं। ऐसी अवस्था में इसे यत्किञ्चित्‌ कहना 
ही उपयुक्त होगा ॥ ११ ॥ , | 

श्रुतियों में अज्ञान को कहां-कहीं एक बतलाया गया है और कहां-कहीं 
अनेक | इस विरोधाभास को दूर करने के लिये आगे बतला रहे हैं-- 

gaai समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेणेकमनेकमिति च व्यवहियते । 


तथाहि--यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा 
वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभा- 
समानानां जीवगताज्ञानानां समष्टयभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशः 'अजा- 
मेकाम्‌' इत्या दिश्रतेश इयं समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्तप्रधाना । 
एतदु दितं चेतम्यं सबंन्नत्वसर्वेशवरत्वसव नियन्तृस्वादिगुणकमन्यक्त- 
सन्तर्यांमी जगत्कारणमीरथर इति च व्यपदिइयते सकळाज्ञानावभास- 
कत्वात्‌ | यः सवज्ञः सवित्‌? इतिश्रुतेः | ईइवरस्येयं समष्टिरखिळ- 
कारणत्वात्‌ कारणशरीरम्‌ आनन्दप्रचुरत्वात्कोरावदाच्छादकत्वाच्चा- 
नन्द्मयकोशः, सर्वोपरमत्वात्‌ सुधुप्तित एव स्थूलसूक्ष्मप्रपव्वरूय- 
स्थानमिति चोच्यते ॥ १२॥ 

अथः--यह्‌ अज्ञान ( एक होते हुए भी श्रुतियों में ) समष्टि और व्यष्टि के 
अभिप्राय से क्रमश) एक तथा अनेक कहा जाता है अर्थात्‌ समष्टि-समूह के 
अभिप्राय से एक तथा व्यष्टिनव्यक्ति के अभिप्राय से अनेक कहा जाता हे! 
उदाहरणार्थं जैसे कि वृक्षों की समष्टि के अभिप्राय से (ag) वन है” इस 
तरह एकत्व का कथन किया जाता है, अथवा जलों ( अर्थात्‌ जल की qai ) 
को समष्टि के अभिप्राय से “( यह ) जलाशय हे, इस प्रकार एकत्व का 
कथन किया जाता है, उसी प्रकार ( अन्तःकरण रूप उपाधि के भेद से) 
अनेक रूपों से प्रतिभासित > प्रतीत होनेवाले जीव विषयक अज्ञानों. की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२ कोमुदीटोकासमन्वित १७ 
समष्टि के अभिप्राय से उस ( अज्ञान ) के एकत्व का कथन किया जाता है-- 
“अजामेकाम्‌' ( खवेताइवतर उपनिषद्‌ ४।५ ) इत्यादि श्रुति से । अज्ञान की यह 
समि ( अर्थात्‌ माया ) व्यष्टि की उपाधि की अपेक्षा उत्कृष्ट उपाधि होने के 
कारण अथवा जीव की अपेक्षा उत्कष्ट (ईश्वर) की उपाधि होने के कारण विशुद्ध 
सत्वगुण की प्रधानता से युक्त होती है ( अर्थात्‌ इसमें रजोगुण तथा तमोगुण 
की उपस्थिति रहने पर भो विशुद्ध सत्त्वगुण की ही प्रधानता रहती है ) । इससे 
उपहित ( अर्थात्‌ अज्ञान के समष्टिरप उपाधि से विशिष्ट ) चैतन्य सम्पूणं अज्ञान 
का प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञता, सबंशवरता, सर्वनियामकता आदि गुणों 
से युक्त, अव्यक्त, अन्तर्यामी, जगत्‌ का कारण तथा ईश्वर इत्यादि ( नाम से ) 
कहा , जाता है। “जो gar ( सामान्यरू से सब कुछ जानने के कारण ) 
सववज्ञ और ( विशेष रूप से सब को जानने के कारण ) सववेत्ता है” (मुण्डक 
१।१।९, ) इत्यादि श्रुति भी (इसी बात का प्रतिपादन करती है) 1 eax 
की ( उपाधिभूता अज्ञान की ) यह समष्टि ( अर्थात्‌ माया ) सम्पूर्णं विश्व-प्रपः्च 
का कारण होने से 'कारण-शरीर' तथा आनन्द की अधिकता से युक्त होने के 
कारण और कोश ( म्यान ) को तरह ( चेतन्य=ईदवर-चेतन्य की ) आच्छादक 
होने से “आनन्दमय-कोश'' कहलाती है । सब ( स्थूल एवं सूक्ष्म उपाधियों ) 
का उपरम अर्थात्‌ विळयःस्थान होने के कारण (अज्ञान को इस समष्टि की) 
“agfa” ( महासुषुप्ति अर्थात्‌ प्रलय ) कहते हैं, और इसी कारण से ( अर्थात्‌ 
विल्य-स्यान होने के कारण से ही ) इसे स्थूल एवं सूक्ष्म सृष्टि का लय-स्थात 
भी कहते हैं । MSMR अप अनशन 
अज्ञानस्य रूपद्वयं प्रतिपादयति--इदसिति | एकरवव्यप देराः्=एकत्वव्यवहारः 


एकत्वेन कथनमित्यर्थः | त देकर्व व्यप देशः-तस्य=्अज्ञानस्येत्यरथ। एकत्वव्यपदेश 
एकत्वव्यवहारः । उत्करष्टोपाधितया--उत्कृशषचासौ उपाधिस्तस्य भावस्तया 


SHG चात्राखण्डत्वव्यपदेशेच बोष्यम्‌, अथवा उत्कृष्टस्य = जीवापेक्षया 
विशिष्टस्येश्वरस्य उपाधिस्तस्य भावस्तया । विशाद्धस त्त्वप्रधाना--विशुद्धम्‌= 


- रजस्तमोम्यामनभिभूतं सत्वं प्रधानम्‌=प्रबळम्‌ यस्याः सा, अत्र प्रधानोपादानेन 


रजस्तमसोः क्षीणा सत्ता सूच्यते | सर्वोपरमत्वात्‌--सर्मस्य=निखिलस्य प्रपः्चस्य 
उपरमणम्‌=ल्यस्तस्य भावस्तस्मात्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदान्तसारः 


टिप्पणी--समष्टि और व्यष्टि-समष्टि और व्यष्टि seat को निष्पत्ति 
व्याप्ति एवं समूह अर्थ के वाचक “AL. धातु से होती CAT J IH | 
समष्टि का अर्थ है--समूह । वि+^/अश्‌ऽक्तितु । व्यष्टि का अथ है--सीमित, 
एक या एक को व्याप्त करनेवाली | 
वेदान्त-दर्शन में अज्ञान की समष्टि को 'माया' तथा व्यष्टि को 'अविद्या' कहा 
गया है-'सत्त्वशुद्धय विशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते। (पत्चदशों १।१६)। 
एकमनेकमिति | उपनिषदों में अज्ञान के वाचक माया, प्रकृति, अविद्या, 
अजा आदि शब्दों के कभी एक वचन में प्रयुक्त होने से तथा कमो बहुवचन में 
प्रयुक्त होने से यह कहा गया है। 
नानात्वेन -प्रत्येक जीव अपना अळा-अळग अज्ञान रखता है, जो उस 
(जीव ) के द्वारा प्रकाशित होता है । जीव-विषयक अज्ञान को हो अज्ञान की 
al 
ee उप ban +^/धा+किं ) प्रयोजक को उपाधि कहते हैं-- 
प्रयोजकइचोपाधि:--( तक॑भाषा ) । जब कोई वस्तु अपने यथार्थ रूप से भिन्न 
रूप में प्रकाशित होती है, तब उसको भिन्न रूप से प्रकाशित होने में जो प्रयोजक 
कारण होता है उसे उपाधि कहते हैं | उदाहरणाथ कहा जा सकता है किं जब 
रस्सी में सपं का भ्रम होता है, तो उसमें प्रयोजक कारण व्यक्ति का अज्ञान 
होता है । अतः वहाँ यह अज्ञान ही उपाधि है। जब ब्रह्म ईश्वर या जीव 
बनता है, उस समय ईश्वर बनने में अज्ञान की समष्टि तथा जीव बतने में अज्ञान 
की व्यष्टि प्रयोजक कारण होने के कारण उपाधि बनती है। उपाधि से युक्त 
होनेवाळा उपहित कहा जाता है। उपाधि से रहित को अनुपहित कहते हैं । 
उत्कृष्टोपाधितया- इसके दो अर्थ हो सकते हँ --१--शेष्ठ उपाधि होने 
के कारण या २--उत्कष्ट की उपाधि होने के कारण । अज्ञान के दो विभाग हैं-- 
क ) अज्ञान की समष्टि तथा ( ख) अज्ञान की व्यष्टि । अज्ञान की समष्टि 
अज्ञान की व्यष्टि से उत्कृष्ट या श्रेष्ठ उपाधि कही गई है। २--जीव को ae 
eat AG है, उत्कृष्ट है। अतः श्रेष्ठ ईश्वर की उपाधि होने के कारण अज्ञान क॑ 


waka उत्कृष्ट उपाधि है | 


१८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कोमुदीटीकासमन्वित। २९. 


आनन्दसयकोझः - अज्ञान की समष्टि से आच्छादित होनेवाला ईश्‍वर 


आनन्दमय हे तथा अज्ञान की समष्टि उस feat का आच्छादक है, अतः उसे 
आनन्दमय कोश कहा जाता है । 


अव तक अज्ञान fy समष्टि के विषय में बतलाया गया है । अब यहाँ अज्ञान 
की व्यष्टि के विषय में बतलाया जा रहा है - 


यथा वनस्य व्य्टयभिम्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेशो यथा त्रा 
जलाशयस्य व्यष्टयभिप्रायेण जलानीति, तथाऽज्ञानस्य व्यष्टयभिप्रायेण 


तदनेकत्वव्यपदेशः इन्द्रो सायाभिः पुरुरूप ईयत' इत्यादिश्रुतेः | अत्र 
व्यस्तससस्तव्यापित्वेन व्यष्टिसमष्टिताव्यपदेरः | इयं व्यष्टिसिङृष्टोपा- 
धितया मलिनसत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं चेतन्यमल्पज्ञत्वानीइवरत्वा- 
दिगुणक प्राज्ञ इत्युच्यते, एकाज्ञानावभाशकत्वात्‌। अस्य प्राज्ञस्व- 
सस्पष्टोपाधितयाऽनतिप्रकाशकत्वात्‌ । अधश्यापीयमहंकारादिकारण- 
त्वास्कारणझरीरम्‌ , आनन्दप्रचुरत्वात्‌ कोशवदाच्छादकत्वाच्चानन्द- 
सयक शः सर्वोपरमत्वात्‌ सुषुप्तिरत एव स्थूळसूक्ष्मशरीरम्रपञ्चल्यस्थान- 
मिति चोच्यते ॥ १३ ॥ 
अर्थः--जिस प्रकार बनकी व्यष्टियों ( अर्थात्‌ एक-एक वृक्षों ) के अभिप्राय 
से (a) वृक्ष हैं?--ऐसा अनेकत्व का कथन किया जाता है ( अर्थात्‌ बहु- 
वचन का व्यबहार किया जाता है ), अथवा जिस प्रकार जलाशय की व्यष्ठियों 
९ अर्थात्‌ एक-एक जल-कणों ) के अभिप्राय से “( ये ) जळ हुँ”--ऐसा अनेकत्व 
का कथन किया जाता है, उसी प्रकार अज्ञान की व्यष्टियों ( अर्थात्‌ एक-एक 
जोव-विषयक अज्ञानों ) के अभिप्राय से उस ( अज्ञात ) के अनेकत्व का 


कथन किया जाता है। “वह परमेश्‍वर व्यष्टिमूत अज्ञानों के द्वारा बहुत रूप 
वाला प्रतीत होता है” ( ऋक्संहिता ६।४७।१८ ) इत्यादि श्रुति से ( उस एक 

अज्ञानस्यानेकत्वं साधयति -- यथेति । इन्द्रम्‌=ईश्वरम्‌, मायाभिः=कज्ञानैः, 
पुरुरूपः-वहुरूपः | निकृष्टोपाधितया --निकृष्टय्यासो उपाधिस्तस्य भावस्तया । 
अत्रोपाधेनिकृष्टत्वमञ्चानस्य समष्टयुपाध्यपेक्षया sem! अथवा निकृष्टस्य = 
- ईश्वरापेक्षया न्यूनस्य जीवस्योपाधिस्तस्य भावस्तया। मलिनसत्त्वप्रधाना-- 
मितम्‌ ==रजस्तमोम्यामभिभूतं सत्त्वम्‌=सत्त्वगुणः प्रधानं यस्याः सा तया | 
प्राज्ञः- प्रकर्षण अज्ञ। प्रायेणाज्ञो वेति प्राज्ञो जीवः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ro दात्तसारः 


हो अज्ञान-माया का बहुत्व के रूप में उल्लेख किया गया है )। यहाँ अज्ञान 
में एक व्यक्ति को व्याप्त करने के कारण व्यष्टि ( -रूप अज्ञान ) तथा समूह्‌ को 
व्याप्त करने के कारण समष्टि (-रूप अज्ञान) का कथन किया जाता है । 
( वस्तुतः अज्ञान एक ही R ) । (अज्ञान को ) यह व्यष्टि ( अविद्या ) निकृष्ट 
उपाधि होने के कारण अथवा ( ईश्वर की अपेक्षा ) निकृष्ट ( जीव ) की उपाधि 
होने के कारण मळिन सत्त्व गुण को प्रधानता से युक्त होती है । इस ( अज्ञान 
की व्यष्टि से उपहित चैतन्य केवल एक अज्ञान ( अर्थात्‌ व्यष्टिरूप अज्ञान : का 
अवभासक होने के कारण अल्पज्ञता, अनोश्वरता आदि गुणों से युक्त प्राज्ञ ( प्रकृष्ट 
अज्ञ ) कहा जाता है । इसकी उपाधि ( अर्थात्‌ उपाधिभूत AZAA ) के 
( मलिनसत्त्वःप्रघान होने के कारण ) अस्पष्ट होने से इनका अधिक प्रकाशक न 


होता ही इसके प्राज्ञ होने का कारण है। इस (mazda ) की उपाधिमूता 
अज्ञान की यह व्यष्टि भी ( जीव के ) अहङ्कार भादि का कारण होने से “कारश 
शरीर”, आनन्द की अधिकता से युक्त होने के कारण तथा कोश ( म्यान ) की 
तरह आच्छादक होने के कारण “आनन्दमय कोश”, समो ( अर्थात्‌ जाग्रत्‌ और 
स्वप्न ) का उपरम=विलय-स्थान होने के कारण सुषुप्ति कहो जाती है । यही 
कारण है कि ( अर्थात्‌ इसमें सब कुछ का उपरम होने के कारण ही ) यह “स्थूल 
एवं सूक्ष्म TART की सृष्टि का लयस्थान' भी कहलाती है । 

टिप्पणी-- निक्रष्टोपाधितया --“उत्कृष्टोपाधितया' की भाँति 'निकृष्टोपाधि- 
तया? के भी दो अथं हैं -१-- निकृष्ट उपाधि होने के कारण अथवा २--निक्ृष्ट 
(जीव) की उपाधि होने के कारण । १--व्यष्टिरूप अज्ञान समधिरूप अज्ञान की 
अपेक्षा कम व्यापक है, न्यून है, भतः निकृष्ट उपाधि है। २-- इसी प्रकार जीव 


भी feat की अपेक्षा कम शक्तियों से सम्पन्न होने के कारण निकृष्ट है। इस 
जीव की उपाधि होने के कारण व्यष्टिरूप अज्ञान निकृष्ट की उपाधि g l 


मालिनसत्त्वप्रथाना--व्यष्टिल्प अज्ञान निकृष्ट जीव की उपाधि है । इस 
अज्ञान में सच्व की प्रधानता TART रहती है, किन्तु वह ( सत्व ) रज एग तम 


के द्वारा अभिभूत होकर रहता है। ईश्वर की उपाधि समष्टि रूप अज्ञान में सत्त्व 
की प्रधानता होती है भौर वह रज तथा तम से मअनमिमूत रहता है । यही कारण 


है कि वह सर्नज्ञ आदि गुणों से युक्त होता है और जोव अत्पज्ञ आदि at 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya क्ॉमुदीटीकासमस्वित: and eGangotri २१ 
Seat और जीव के बीच होने वाला उपाधिकृत यही भेद है । शुद्ध सत्त्व गुण में 
चिदात्मा का स्पष्ट प्रतिविम्व पड़ता है, जिससे कि जगत्‌ की सारी वस्तुएं प्रकाशित 
होता हैं । मलिन सत्त्वगुण में चिदात्मा का प्रतिबिम्ब ही साफ नहीं पड़ता है तो 
फिर उससे जगत्‌ के प्रकाशित होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
अहड्जारादिकारणत्वातू--यहाँ अहङ्कार शब्द का अर्थ है-अन्तःकरण । 
अन्तःकरण का विवेचन आगे किया जायगा । सुबृध्ति में अन्तःकरण अज्ञान में 
विलीन हो जाता है और जाग्रत्‌ अवस्था में उससे ही प्रादुभूंत होता है । यही 
कारण है कि अज्ञान को बहद्भधार आदि ( अन्तःकरण ) का कारण बतलाया 
गया ह t ! 
कय aes और स्वप्न की अवस्था में आनन्द के समय 
ही सुख-दुःख की भी सता रहती है, किन्तु सुषु में आनन्द की ही प्रचुरता 
होतो है । वहाँ दुःख को अति क्षीण रेखा रहती है । 

“सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोभिमूतः सुखरूपमेति”” (कैवल्योपनिषद १३)। 

सर्वोपरमत्वात--सुषु््ति में जाग्रत्‌ अवस्था तथा स्वप्न का सारा जगत्‌ 
विलोन हो जाता है । 

सुषुप्ति---अज्ञान से आवृत आमा की तीन दश्ञाएँ होती हैं--(१) सुषुक्षि, 
(२) स्वप्त और (३) जागरण । 

( १) सुषुप्ति में कारण शरीर उपाधि होता है। इसे ही मानन्दमय कोश 
कहा जाता है। 

( २ ) स्वप्न अवस्था में कारण शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी उपाधि 
बनता है । सूक्ष्म शरीर में तीन कोश होते हैं--( क ) विज्ञानमय कोश ( ख ) 
मनोमय कोश ` तथा ( ग ) प्राणमय कोश । ये तीनों ही कोश मिलकर सूक्ष्म 
शरीर कहलाते हैं ! 

( ३ ) इस अवस्था में उक्त दो शरोरों के साथ हो स्थूल शारीर भी उपाधि 
बनता है ! इस शरीर को अन्नमय कोश Al कहा जाता है। 

अज्ञान की उपाधि से युक्त ईश्वर तथा जीव-दोनों की ये तीन-तीन अव- 
स्थाएँ हुआ करती है । ईश्‍वर की सुषुसावस्था का नाम है प्रलय । FEA yal 

की सृष्टि से सूक्ष्म शरीर की सृष्टि होने पर उसको स्वप्नावस्था होती है ।. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


२२ Digitized by Arya anaua Chennai and eGangotri 


स्वप्नावस्था का अभिमानी ईरवर 'हिरण्यगर्भा “सुत्रात्मा/ ‘aan’ आदि कहा 
जाता है । सुक्ष्मभूतो से स्थूलभूतों की सृष्टि होनेपर ईइवर की जगत्कारणावस्था 
होती हैं। इस अवस्था का अभिमानी ईश्वर ‘विराट्‌? तथा “Aat कहा 


जाता है l 
जीव सुषुप्तिकाल में ‘sia’, स्वृप्तकाल में “तेजस' तथा जागरण में ‘fara’ 


कहा जाताहै। _ c 
तदानीमेतावीरवरप्राज्ञौ चैतन्यप्रदोप्ताभिरतितूधवत्माभिरज्ञानवृत्ति- 


भिरानन्दमनुभवतः | 'आनन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञः इति श्रुतेः, सुख- 
महमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्‌' इत्युत्थिदस्य परामशोपपत्तेश्च। अनयोः 
समष्टिव्यष्टयोवेनवृक्षयोरिव जळाशयजल्योरिव वाऽभेदः | एतदुपहि- 
तयोरीइवरप्राज्ञयोरपि वनवृक्षावच्छिज्ञाकाहयोरिव जलाशयजळ"त- 
प्रतिबिम्बाकाशयोरिव वाऽभेदः । “एष Wasa इत्यादिश्रुतेः ॥ १४ ॥ 

अर्थे:--उस समय ( अर्थात्‌ प्रलयावस्था तथा सुषुप्त्यवस्था में ) ये ईश्वर 
तथा masa चैतन्य से प्रदीप्त ( अर्थात्‌ प्रकाशित ), अत्यन्त सूक्ष्म अज्ञान 
की वृत्तियों के माध्यम से ( अपने स्वरूपभूत ) आनन्द का अनुभव करते हैं | 
“याज्ञ आनन्द का भोक्ता और चेतोमुख है” ( माण्डुक्योपनिषद्‌, ५ )--इस 
श्रुति-वचन से तथा “मैं gapis सोया, कुछ भी नहीं जाना — इस प्रकार 
सोकर उठे हुए व्यक्ति की अनुभूति होने से भी ( प्रलयावस्था तथा सुषुप्त्यवस्था 


के आनन्दानुमव का समर्थन होता है ) । ( “ज्ञान की ; इस समटि और व्यष्टि 
में वन तथा ( वन के ) वृक्ष की भाँति तथा जलाशय एवं जळ ( भर्थात्‌ जल की 


qa) की तरह अभेद है । इस अज्ञान (की समष्टि तथा व्यष्टि) से उपहित क्रमशः 
ईश्वर तथा प्राज्ञ में मी उसो तरह भभेद है, जसे वनावच्छिन्न ( अर्थात्‌ वन से 
नपे हुए ) आकाश तथा वृक्षावच्छिन्न ( अर्थात्‌ वृक्ष से नपे हुए आकाश ) में 
अभेद होता है, अथवा जैसे जलाशय में प्रतिबिम्बित आकाश तथा जळ के एक 
बिन्दु में प्रतिबिम्बित आकाश में अभेद होता है । “यह ( प्राज्ञ ) ही सर्वेद्वर 
हे” ( माण्डूक्य, ६ ) इस श्रुति से भी (ईश्वर एनं प्राज्ञ का अभेद प्रमाणित 
होता है ) । 


टिप्पणी--अज्ञानवृत्तिभिः--जाग्रदवस्था तथा स्वप्नावस्था में जीव (प्रज्ञ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ASRS and eGangotri २ 3 


` अन्तःकरण की वृत्तियों से अनुभव करता है । किन्तु सुषुप्ति को अवस्था में 
अन्तःकरण अज्ञान में विलीन हो जाता है । उस समय जोव अज्ञान को सुक्ष्म 
वृत्तियों से आनन्द का अनुमव करता है । यहां यह ध्यान रखना है कि ईइवर 


को अन्तःकरण नहीं होता है। वह प्रलयकाल में अपनी मायावृत्ति से आनन्द 
का अनुभव करता है । 


चेतन्यप्रदीप्ताभिः--तीनों गुण जड हैं । अतः त्रिगुणात्मक अज्ञान (माया) 
भी जड है ( इस पर जब चैतन्य का प्रकाश पड़ता है, तब यह अनुभव कराने 
में समर्थ होता है । चैतन्य से प्रतिबिम्बित होकर ही अज्ञान अपनी वृत्तियों से 
प्राज्ञ एवं ईडवर को अनुभव करता है | 

चेतोसुखः--'चेतोमुखः' का अथं है--चैतन्य से प्रकाशित होने वाली 
अज्ञान की दत्तियों की प्रधानता से युक्त प्राज्ञ l 

ऊपर उपहित चैतन्य --ईइवर एबं प्राज्ञ के विषय में बतला लेने के बाद 
अब अनुपहत 'चेतन्य के विषय में बतछा रहे हैं--- 

वनवृक्षत द च।च्छन्नाकाशयोज छाशयज ळतदूगतप्रति बिम्बाकाऱयो- 
बाऽऽधारभूतानुपहिताकाशवदनयोरज्ञानतडुपाहेतचेतन्ययोराधारभूतं 
यद्नुपहितं चेतन्यं तत्तुरीयमित्युच्यते | “शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते' 

` इत्यादिश्रुतेः | इदमेव तुरीयं शुद्धचैतन्यमन्ञानादितदुपहितचेतन्याभ्यां 
तप्रायःपिण्डवदविविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं संल्लक्ष्यमिति 
चोच्यते ॥ १५ ५ 

अर्थः--जिस प्रकार वन, वृक्ष तथा वन से अवच्छिन्न ( नपा हुआ ) मौर 

वक्ष से अवच्छिन्न (नपा हुआ) आकाश का आधारभूत अनुपहित आकाश (अर्थात्‌ 


- महाकाश) होता है, अथवा जिस प्रकार जलाशय, जलबिन्दु तथा जलाशय में 
प्रतिबिम्बित होने वाले आकाश और जळबिन्दु में प्रतिबिम्बित होने वाळे आकाश 


का आधारभूत अनुपहित आकाश ( अर्थात्‌ महाकाश ) ` होता है, उसी प्रकार 
इन अज्ञान ( समष्टिरूप अज्ञान और व्यष्टिरूप अज्ञान ) तथा अज्ञान से उपहित 
चैतन्य ( इश्वर एवं प्राज्ञ ) का आधारभूत जो अनुपहित ( किसी भी उपाधि 
से रहित ) चैतन्य है, उसे तुरीय ( चतुथं ) कहा जाता हैं। “( वेदान्तो जन 
अनुपहित चैतन्य को ) शिव, age तथा तुरीय (agi) मानते हैं” 
( माण्डक्य० ७ ) इस श्रुति-वचन से भो यही बात कही गई है। यही तुरीय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya S onary ation Chennai and eGangotri 
२४ dss f 9 


शुद्ध चैतन्य ( अर्थात्‌ अनुपहित चैतन्य ) अज्ञान आदि प्रपः्च और उत (अज्ञान) 
से उपहित चैतन्य से, जिस प्रकार तपा हुआ लौह-पिण्ड आग से अलग नहीं 
प्रतीत होता उसी प्रकार, अड़ग न प्रतीत होता हुआ 'त्त्वमसि” ( छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ ६1८1७ ) इस महावाक्य का वाच्य ( अभिषेयार्थ ) होता है, और अलग 
प्रतीत होता हुआ Seats होता है । 


टिप्पणा--आधारभूताजुपहिताकाशवत्‌--अनुपहिताकाश का अर्थ g- 
महाकाद्य अर्थात्‌ वह आकाश जो घट, मठ आदि उपाधियों से रहित है | 


तुरीयम्‌--अनुपहित चैतन्य को तुरीय इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अज्ञान 
जीव तथा Seat की अपेक्षा अलग है । 
वाच्यम्‌ , ळक्ष्यम्‌--व्याकरण एवं साहित्य में वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य- 
ये तीन प्रकार के अर्थ माने गये हैं। उसो प्रकार इन तीनों अथा को वतलाने वाले 
SAM वाचक, लक्षक तथा व्यञजक--ये तीन प्रकार के शब्द माने गये हैं। इन 
तीन प्रकार के शब्दों से तीनों प्रकार के अर्थो की प्रतीति के लिए उन शब्दों में 
क्रमश) अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना नामक तीन प्रकार की शब्द-शक्तियाँ मानी 
गई हैं । अभिधा से लोक-प्रसिद्ध सामान्य अर्थ का बोध होता है। यही कारण है 
कि अभिधेयार्थ को वाच्यार्थ तथा मुख्यार्थ भी कहते हैं । वाच्यार्थ के प्रयोक्ता 
एवं ज्ञाता पढ़े एवं अनपढ़ सभी लोग होते हैं पर कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि वाक्य में वाच्याथ का सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता, वैसी मवस्था में लक्षणा का 
सहारा लेना पड़ता है । यह लक्षणा रूढिव अथवा किसी विशेष प्रयोजन में 
होती है । जँसे किसी ने" कहा कि “गंगा में अहीरों की बस्ती हे । यहाँ गंगा 
शब्द का अथं है 'गंगा की धारा” | उसमें बस्ती का होना असम्भव है । अत! 
गंगा शब्द अपना मुख्य AT छोड़कर अपने से सम्बद्ध “गंगा-तट' का बोध कराता 
है । तब अर्थ होता है--गंगा के तट पर अहीरों की बस्ती है । यह दूसरा अर्थं 
लक्षणा के द्वारा बोधित होने से wears है। जहाँ बिना लक्षणा के मी किसी 
विशेष अर्थ की ध्वनि की जाती है, वहाँ व्यञ्जना होती है। जैसे किसी युवती ने 
एक युवक से कहा--'कल घर के सभी लोग बाहर जा रहे हैं । अतः घर में 
अकेले मन न लगेगा ।” इसका व्यङ्ग्यार्थ यह हुआ कि यदि तुम कल के बाद 
आओ तो विइवस्त एवं निश्चिन्त मिलन होगा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya कौमुदी Foundatj aa Chennai and eGangotri 
कोमुदोटोकासमन्वितः २५ 


अज्ञान के दो विमागों--समष्टि एवं व्यष्टि का निरूपण कर लेने के बाद 
अब उस ( tata ) के सामथ्यं का निरूपण करने जा रहे हैं-- 

अस्याज्ञानस्यावरणविश्षेपनामकम स्ति शक्तिद्वयम्‌ | आवरणाक्ति- 
स्ताचदल्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनायतमादित्यमण्डलमवलोकयिलुनयन- 
पथृपिधायकतया यथाच्छादयतीव, तथाज्ञानं परिच्छिन्नमप्यात्मानम- ` 
परिच्छिन्नमसंसारिणमवलोकथिठबुद्धिपिधायकतयाच्छाद्यतीव,तादृञं 

q 
सामथ्यम्‌ | तदुक्तम्‌ ५ 
घनच्छन्नदृष्टिघंनच्छन्‍नमक यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः | 
तथा वद्धवड्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपछब्धिस्व॒रूपो5हमात्मा ॥इति॥ 
. अनयेबावरणशक्त्यावच्छ्िन्नस्यात्मन्‌ः कठृत्वभोक्तृत्वसुखदुःख- 

माहात्मकतुच्छसंसारभावनापि सम्भाव्यते, यथा स्वाज्ञानेनादृतायां 
zi सपेत्वसस्थावना | á 

विक्षेपशक्तिस्तु, यथा रज्ज्वज्ञान॑ स्वावृतरब्जी स्वशक्त्या सपो- 
दिकसुद्भाववति एवमज्ञानमपि स्वाबृतात्मनि विक्षेपद्ञक्त्याकाशा दिप्र- 
पब्वमुद्ठावयति तादृशं सामथ्यम्‌। तदुक्तम्‌-- 


~ 


विक्षेपशक्तिलिङ्गा दिव्रह्माण्डान्तं जगत्सजेत' इति ॥ १५ ॥ on 
अर्थः इस अज्ञान की (१) आवरण और (२) विक्षेप नामक दो शक्तियां 


हैं । पहले आवरण शक्ति के विषय में वतला रहे हैं--जिस प्रकार मेघ का एक 


खण्ड, देखने वाले व्यक्ति के नेत्र-मार्ग को ढक लेने के कारण, अनेक योजनविस्तीणं 
सूर्य-मण्डल को ढक-सा लेता है, उसी प्रकार अज्ञान परिमित होते हुए भी, 


प्रभाता की बुद्धि को ढक लेने के कारण, अपरिमित तथा असंसारी आत्मा को 


ढक-सा लेता है (न कि वस्तुतः ढकता है )। ( अज्ञान को आवरण शक्ति 
का ) ऐसा ही सामथ्यं है । ऐसा ही ( आचायों के द्वारा ) कहा भी गया है-- 


अज्ञानस्य दाक्तिद्वयं निरूपयति--अस्येत्यादिना | आवरणविकश्षेपनास- 
कम्‌--आवरणशरक्ति: विक्षेपशक्तिश्चेत्यथ:, सच्चिदानन्दस्वरूपमावृणोतीत्यावरण- 
शक्तिः, ब्रह्मादिस्थावरान्तं सकलं नामख्पात्मकं TTS विक्षिपति सृजतीति विक्षेपर 
शक्तिः । घनच्छन्नदृष्टिः-घतेन-मेघेन छत्ता-आवृता दृष्टियंस्य ताइशः, अति- 
'मूढः=विवेकविरहितः, नित्योपळब्धिर्वरूपः -नित्यमुपलब्धिऽ=स्थितिः प्रापि- 
अंति यस्य ताहशः स्वरूपं यस्य ताहश: ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-२६ Digitized by Arya Samaje Chennai and eGangotri 
अन्वयः--यथा, अतिमृढ), घनच्छरनदृष्टिः ( सन्‌ ), अकंम्‌, घनच्छन्तम्‌;, 
( अतः ), निष्प्रभम्‌, च, मन्यते, तथा, मूढदृष्टेः, य: ( आत्मा ), बद्धवतू, माठि, 
सः, नित्योपलब्धिस्वरूपः, आत्मा, ( एव ), अहम्‌ ॥ 

इव्दाथः--यथा=जँसे, अतिमूढः=अत्यन्तमूढ व्यक्ति, घनच्छन्नदृष्टिः (aq ) 
न्मेघ से अपनी दृष्टि ढक ली जाने पर, add को, घनच्छन्तम्‌=मेघ से 
ढका हुआ, अतः=इसीलिए ), निष्प्रभम्‌=निस्तेज, च=मी, मन्यते=मानता है, 
तथा=उसी Tata, मढदृष्टे:-मूढ व्यक्ति की दृष्टि से, यः जो, (आत्मा=आत्मा), 
बद्धवत्‌=बन्धन में पड़ा हुआ सा, माति=प्रतीत होता है, mag, नित्योपलब्धि- 
स्वरूपः=निस्याज्ञान स्वरूप, आत्मा=आत्मा, ( एव-ही ), अहमु-मैं हुँ ॥ 

अथ:--जैसे अत्यन्त मढ व्यक्ति, मेघ से अपनी हृष्टि ढक ली जाने पर, 
सूयं को मेघ से ढका हुआ ( अतः ) निस्तेज मी मानता है, उसी .प्रकार मूढ 
व्यक्ति की दृष्टि से जो ( आत्मा ) बन्धन में पड़ा garar प्रतीत होता है वह 
नित्य-ज्ञानस्वरूप आत्मा ( ही ) मैं है ॥ ( हस्तामलक १० ) ॥ 

जिस प्रकार अपने अज्ञान से आवृत रस्सी में सपं की सम्मावना होती है, 
उसी प्रकार ( अज्ञान की ) इसो आवरण शक्ति के द्वारा अविच्छिन्न ( युक्त ) 
आत्मा में कर्ता होने, भोक्ता होने ओर सुख-दुःख तथा मोह ( अज्ञान ) रूप 
तुच्छ ससार से युक्त होने की भावना भी होती हैं । 

सम्प्रति विक्षेपशक्ति को बतलाया जा रहा है--जेसे रज्जु के विषय में होने 
वाला ( व्यक्ति का ) . अज्ञान, अपने द्वारा आवृत रज्जु ( रस्सी ) में, अपनी 
क्ति से, सपं आदि की उद्भावना करता है, इसी प्रकार अज्ञान भी, अपने द्वारा 
ढकी हुई आत्मा में, अपनी विक्षेप नामक शक्तिके माध्यम से, आकाश आदि 
ma की उद्धावना करता है । ( क्योंकि विक्षेप शक्ति का ) वैसा ही सामर्थ्यं 
है । ( आचायो के द्वारा ) कहा भी गया है--'( अज्ञान की ) विक्षेप शक्ति 
सुक्ष्म शरीर से लेकर ( स्थूल ) ब्रह्माण्डपर्यन्त समस्त जगत्‌ की सृष्टि करती है 
( वाक्यसुधा १३ ) 

टिप्पणी-आवरणझक्तिः-आत्मा के वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ आत्मा 
के aq, faq एवं आनन्द स्वरूप को ढक लेने के कारण अज्ञान की इस शक्ति को 
आवरण शक्ति कहते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fau, Santas hennai and eGangotri 
कौमुदीटीकासमन्वितः २७ 


बिक्षेपञक्तिः-- ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त समग्र जगत्‌ की सृष्टि करने 
के कारण अज्ञान को शक्ति विक्षेपशक्ति कही जाती है । 


अज्ञानं परिच्छिन्न पि - अज्ञान को परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न कुछ भी 


नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अनिर्वचनीय है । फिर मी यहाँ उसे जो परि- 
छिन्न कहा गया है, वह आत्मा को अपेक्षा से कहा गया है । 


आवरण तथा विक्षेप नामक शक्तियों से सम्पन्न अज्ञान की उपाधि से युक्त 
ईश्वर जगत्‌ का कारण है। यह बात कही जा चुकी है | अब यहाँ प्रश्‍न उठता 
है कि ईश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण है, अथवा उपादान कारण अथवा दोनों 
ही इसी के उत्तर में मागे कह रहे हैं-- 

झक्ति्रयवदज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधि- 
प्रधानतयोपादानं च भवति | यथा ळूता तन्तुकाय प्रतिं स्वप्रधानतया 
निमित्तं स्वरारीरप्रधानतयोपादानं च अवति ।। १७॥ 

अर्थः (आवरण तथा विक्षेप नामक) दो शक्तियों वाळे अज्ञान से उपहित 
चैतन्य ( अर्थात्‌ ईश्वर नामक चैतन्य अपनी ( अर्थात्‌ चेतनता की ) प्रधानता 
से ( जगत्‌ ) का निमित्त कारण होता है और अपनी उपाधि (अज्ञान ) की 
प्रधानता से ( उसका ) उपादान कारण भी होता है । जैसे मकड़ी अपने जाल 
बनाने रूप कायं के प्रति अपनी (अर्थात्‌ चैतन्य की ) प्रधानता से निमित्त 
कारण होती है और अपने TAT की प्रधानता से ( उसका ) उपादान कारण | 
भी होता है | 

टिप्पणी --निमित्तम्‌ उपादानं च-- आपने देखा होगा कि मकड़ी को 
जब इच्छा होती है, तब वह अपने मुख से जाळ उगळती हुई नीचे तक लटक जाती 
है या उसका ताना-बाना ga डालती हे और फिर जब उसे fanga चाहती है, 
तब उसे मुँह में समेटती हुई ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार वह जाळ या ताना- 


बाना के प्रति अपनी चेतनता की दृष्टि से निमित्त कारण और अपने शरीर की 


SITS भि नत ee 
Saver जगतो निमित्तोपादानकारणतां साधयन्ताह्‌--इाक्तिद्वयेति । स्व 


' प्रघानतयाःचंतन्यप्रधानतमेत्यर्थः, निमित्तम्‌ निमित्तकारणमिति यावत्‌, 
स्वोपाधिप्रधानतया=स्वोपाधिभूतमायाप्रधानतयेत्यर्थंः | उपादानम्‌=उपादान- 


कारणम्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२८ Digitized ty Arya Santa स्थि Chennai and eGangotri 


इष्टि से उपादान कारण भी बनती है | ठोक इसी प्रकार ईश्‍वर चैतन्य मी अपनी 
चेतनता की दृष्टि से जगत्‌ का निमित्त कारण बनता है और अपनी माया की 


इष्टि से उपादान कारण । किन्तु यहाँ यह ध्यान रखना है कि ईश्वर जगत्‌ का 
साक्षात्‌ उपादान कारण न होकर परम्परया उपादान कारण बनता है । जिस 


प्रकार चुम्बन के सान्निध्य से जड लोहा गतिशील हो उठता है, उसी प्रकार 
aaa (Stat) के सान्निध्य से जड अज्ञान भी क्रियाशोल हो उठता है और 


उससे सारे जगत्‌ प्रपच्च को सृष्टि होने लगतो है । इस प्रकार ईइवर जगत्‌ का 
परम्परया उपादान कारण बनता है । 


ईश्वर से जगत्‌ रूप कार्य की उत्पत्ति किस क्रम से होती है, उसे यहाँ ad- 
लाया जा ter है-- 

_तमःप्रधान विक्षेपञक्तिम दज्ञानोपहितचेतन्यदाकाझः, आकाशाद्वा- 
युबायोरग्निर्नेरापोऽदरभ्यः प्रथिवी चोत्पद्यते। “तस्माद्वा एतस्मादा- 
त्मन Sa सम्भूत' इत्यादिश्रुतेः तेषु जाञ्याधिक्यदञञनात्तमः 
धान्यं तत्कारणस्य | तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेष्वा 
कारा।दिषूत्पद्यन्ते। एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपव्चोकृतानि 
चोच्यन्ते | एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि चोत्पद्यन्ते ॥ १८॥ 

अर्थः--तमोशुण की प्रधानता से युक्त तथा विक्षेप शक्तिवाले अज्ञान से उप- 
हित चैतन्य ( ईश्वर ) से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वाय, वायु से 
अग्नि, अग्नि से जल, जळ से एथिवी उत्पन्न होती है ।” उस ( जगद्विदित ) इस 
आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ” ( तैत्तिरीय २१ )--इस श्रुति वचन से मो 
( इसका समर्थन होता है)। उन आकाश आदि में जडता की अधिकता के 
दिखळाई पड़ने से उनके कारण में तम को प्रधानता (मानी जाती) है, ( क्योंकि 
कारण के गुण कार्य में अवश्य ही देखे जाते हँ ) । उस समय ( अर्थात्‌ सृष्टि के 
काल में ) सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ कारण में रहने वाले गुणों की मात्रा के अनुः 

gsi निरूपयन्नाह--तस इति । उत्द्यते=जायते एतेनाकाशस्य 
नित्यता निरस्ता । तेषुन्आकाशादिषु तत्कारणस्य-्तेषामाकाशयादोनां कार- 
गस्य । तदानीम्‌=पृष्टिकाले इत्यर्थः, कारणणशुणप्रक्रमेग-का रणस्य=उपा- 
दानकारणस्येत्यर्थंः गुणा:-सत्त्वादयस्तेषां प्रक्रमेण-अनुसारेण ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Som मुदीटीकार्सम न्बित and eGangotri ae 
सार उन । कार्यभूत ) आकाश आदि में उत्पन्न होते हैं। ये (आकाश आदि) हो 
सूक्ष्म भूत, तन्मात्राएं और अपञ्चीकृत (महाभूत) कहे जाते हैं । इनसे सूक्ष्म शरीरः 
तथा स्थूल मूत ( अर्थात्‌ पञ्चीकृत आकाश आदि महाभूत ) उत्पन्न होते हैं । 

टिप्पणी - आकाइः उत्पद्यते-वेदान्ती लोग आकाश आदि को मी नित्य 
नहों मानते हैं । 

कारणगुणप्रक्रमेण--यह न्याय है कि कारण के गुण कार्य के गुणों को 
पैदा करते हैं'--'कारणगुणा। कार्यगुणान्‌ आरमन्ते । कारण यदात्मक होता है, 
कार्यं भी तदात्मक ही होता है । चैतन्य के उपाधिमूत अज्ञान में सत्त्व एवं रजस 


की अपेक्षा तमोगुण प्रवल रहता है । अतः इससे उत्पन्न होनेवाले आकाश में मो 
तम की प्रधानता रहती है । यही क्रम आगे भी समझना चाहिये । 


सुक्ष्म भूतों की उत्पत्ति के अनन्तर अत्र उनके कार्यों का वर्णन करने जा 
रहे है-- 

सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि. लिङ्गदरीराणि | अवयथास्तु 
्ञानेन्द्रियपञ्चकं, बुद्धिमनसी कमेन्द्रियपञ्चकं, वायुपञ्चकञ्जेति। 
ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वकचक्षुजिह्वाथाणाख्यानि । एतन्याकाझादीचां 
सात्त्विकांहोभ्यो व्यस्तेभ्यः TARTAR क्रमेणोत्पद्यन्ते । बुद्धिनोम 
निश्चयात्मिकान्तःकरणवृत्ति! | सनो नाम संकल्पविकल्पात्मिका5न्त:- 


करणवृत्तिः | अनयोरेव चित्ताहझ्कारयोरन्तर्भावः । एते पुनराकाशादि- 
गतसात्त्विकांशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते । एतेषां प्रकाशात्मकत्वा- 


त्साक्ष्वकांशकायत्बम्‌ ॥ १९॥ 


अर्थः सू्ष्मशरीर को ही लिगशरीर कहते हैं। सृक्ष्मशरीर का निर्माण 
aag अवयवों से होता है । ( सूक्ष्मशरीर के ) ये अवयव हैं--पाँच ज्ञानेन्द्रियां, 
बुद्धि और मन, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा पाँच वायु । ज्ञानेन्द्रियों के नाम हँ--भोत, 


ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसद्माव एभिरिति लिंगानि, लिगाति च तानि शरीराणि चेति 
लिंगद्यरीराणि । व्यस्तेभ्यः=एकंकेम्य इत्यथे। । चित्तस्तु मनुसन्धानातिमिकाऽन्तः- 
करणस्य वृत्तिः, अहङ्कारस्तु अमिमातात्मिकान्तःकरणवृत्तिः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३० Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
में वर्तमान एक-एक सत्त्व गुण के अंश से पृथक-पृथक्‌ क्रमशः उत्पन्न होती हैं 
( अर्थात्‌ आकाश के सात्त्विक अंश से श्रोत्र, वायु के सात्त्विक अंश से त्वक , 
'तेज के सात्त्विक अंश से चक्षु, जल के सात्त्विक अंश से जिह्वा और पृथिवी के 
सात्त्विक अंश से घ्राण उत्पन्न होता है )। अन्तःकरण को निश्चयात्मिका वृत्ति 
को बुद्धि कहते हैं । अन्तःकरण की संकल्प-विकल्पात्मिका (अर्थात्‌ संशयात्मिका) 
वृत्ति को मन कहते हैं । इन्हीं दो ( बुद्धि और मन ) में हो चित्त तथा अहङ्कार 
'का अन्तर्भाव हो जाता है । अर्थात्‌ बुद्धि में चित्त का और मन में अहङ्कार ) का 
अन्तर्भाव हो जाता है” ) | ये ( बुद्धि, मन, चित्त तथा अहङ्कार ) आकाश 
आदि सूक्ष्म भतों में रहनेवाले सत्वगुण के सम्मिलित अंश से उत्पन्न होते हैं। 
इनके प्रकाशचात्मक ( अर्थात्‌ पदार्थों के ज्ञान कराने की समता ) होने के कारण 
इन ( पाँच ज्ञानेन्द्रियों, बुद्धि एनं मन ) को (सूक्ष्म भूतों के) सात्त्विक अंश का 
"कार्ये कहा गया है । 

टिप्पणी-छिङ्गरीराणि--छिंगशरीर तथा सूक्ष्म शरीर एक ही है 
सांख्य में भी सूक्ष्म शरीर माना गया है । किन्तु वहाँ इसके अठारह अवयव 
गिनाये गये हैं ( देखिये सांख्यकारिका ४० ) । 

मिलितेभ्यः--मन भीर बुद्धि के सहयोग से समी ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने 
विषयों को ग्रहण करती हैं । बुद्धि और मन से संयुक्त हुए बिना इन्द्रियां अपने 
विषयों को ग्रहण ही नहीँ कर सकतीं । यही कारण है क्रि उन्हें पाँचों भतों 
के मिलित sat ड Cu बतलाया ग्या द $ 

अकारात्मकत्वात्‌--सत्त्वगुण प्रकाशक (अर्थात्‌ ज्ञान कराने वाला) होता 
है । ज्ञानिन्द्रियाँ प्रकाशक होती हैं। अतः उन्हें सात्त्विक अंश का कायं माना गया है । 

सूक्ष्मशरीर तीन कोथों से युक्त होता है | ये कोश हैं--विज्ञानमय कोश, 
मनोमय कोश और प्राणमय कोद्य । पांच ज्ञानेन्द्रियों, बुद्धि और मन को लेकर 
विज्ञानमय और मनोमय कोय बनते हैं। अतः पहले इनका निरूपण किया 
जा रहा है-- 

इयं बुद्धिज्ञानेन्द्रियं: सहिता विज्ञानमयकोझो भवति | अयं कतृत्व- 
मोक्ट्त्वसुखित्वदु'खित्वाच भमा नित्वेनेइळोकपरळोकगामी व्यावः 
atea जीव इत्युच्यते | मनस्तु ज्ञानेन्द्रियैः सहित सन्मनोमयकोऱो 
भवति Roll 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ae जपान Chennai and eGangotri 
मुदी टौकासमंन्वितः 


अर्थेः--यह बुद्धि ज्ञनेन्द्रियों के साथ मिल कर विज्ञानमय कोश कहलाती 
है | (अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेर्द्रियां और छठो बुद्धि को मिलाकर समवेत रूप में इनके 
लिये “विज्ञानमय कोश” यह पारिमाषिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है ) । यह 
विज्ञानमय कोश ( अर्थात्‌ विज्ञानमय को से अवच्छिन्न ann ) ही व्यवहार 
करने वाळा जोव कहा जाता हे । मैं कर्ता हूँ, मैं मोक्ता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं 
दुध्खी है आदि - ऐसा अभिमान करने के कारण यही. इस लोक तथा पर 
लोक में भ्रमण करता है। मन ताज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर मनोमय कोश 
कहलाता है । 

टिप्पणी--कतृत्व आदि--कतृंत्व आदि से रहित आत्मा विज्ञानमय कोश 
का अभिमानी वनने पर कर्ता, भोक्ता, इस लोक तथा पर लोक में गमन करने 
वाला व्यावहारिक जीव हो जाता है । 

प्राणमय कोश पाँच कर्मे दधियो तथा पाँच प्राणों को मिलाकर बनता है । 
अतः पहले कर्मेन्द्रियों और पश्च प्राणों को बतला रहे हैं-- 

कमे न्द्रियाणि बाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि। एतानि पुनराकाझा- 
दीनां रजोंऽहोभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्‌ थक क्रमेणोसद्यन्ते। वायवः प्राणा- 
पानव्यानोदानससानाः। प्राणो नाम प्राग्गमनवाज्नासाग्रस्थानवर्ती | 
अपानो नामावाम्गमनवान्‌ पाय्वादिस्थानवर्ती । व्यानो नाम विइव- 
ग्गसनवानखिळशरीरवती । उदानो नाम कण्ठस्थानीय ऊध्वंगमनवा- 
नुक्कमणवायुः | समानो नाम झरीरमध्यगताझितधीतान्नादिसमी- 
करणकरः ॥ २१ It 

अर्थः--कमेन्दरयों के नाम हैं--वाक्‌ ( वाणी ), पाणि ( हाथ ), पाद, पायु 
(sar) और उपस्थ ( जननेर्द्रिय ) । ये ( कमेन्द्रियाँ ) आकाश आदि सूक्ष्म 
भूतो के असम्मिलित रजोगुण के अंश से क्रमशः अलग-अळग उत्पन्न होती हूं । 
( अर्थात्‌ आकाशगत रजोगुण से वाक्‌, वायुगत रजोगुण से हस्त, अग्निगत 
रजोगुण से पाद, जलगत रजोगुण से पायु और पृथिवीगत रजोगुण से 
उपस्थ उत्पन्न होता है )। प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान--ये 
( पाँच ) वायु हँ ॥ ऊपर की ओर चलते वाले तथा नासिका के अग्र भाग में 
रहने वाले वायु का नाम है--प्राण। नीचे की ओर चलने वाले तथा पायु 
आदि स्थानों में रहने वाले वायु का नाम है--अपात। चारों ओर चलने वाळे _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२ Digitized by Arya Samaj Foyagetiqr<ghennai and eGangotri 


तथा समग्र शरीर में व्याप्त वायु का नाम है--व्यान । ( मरण के समय ) शरीर 
से उत्क्रमण करने वाले, ऊपर की ओर चलने वाले, कण्ठस्थान में रहने वाले 
वायु का नाम है--उदान । शरीर के मध्य में गये हुये, खाये गये अन्न आदि 
एवं पिये गये जल आदि को ठीक तौर से व्यवस्थित करने वाले वायु का नाम 


--समान | 
i टिप्पणी--कर्म निद्रयाणि--वाक्‌ इन्द्रिय का विषय वचन, पाणि इन्द्रिय 


फा विषय आदान ( ग्रहण ), पाद इन्द्रिय का विषय विहरण, पायु इन्द्रिय क 
विषय विसर्ग ( मलनिःसारण ) तथा उपस्थ इन्द्रिय का विषय आनन्द है । 
रजोंऽोभ्यो--रजोगुण उत्तेजक एवं चश्च होता है । कारये में प्रवृत्त करना 
है। कर्मेन्द्रियाँ कार्य मं प्रवृत्ति होने वाली इन्द्रियाँ हैं । अत? 
इयात रजोगुण के अंश से होनो स्वाभाविक भी है। 
ges वायुओं के विषय में यहाँ एक दूसरे मत को मी उपस्थित किया ज? 
रहा है-- 
'_ क्रेचित्त नागकूमक्ृकळदेवदत्तघनऽजयाख्याः Aa वायवः 
सन्दीति वदन्ति । तत्र नागं उद्गिरणकरः | कूम उन्मीलनकरः 
कृकलः क्षुत्करः | देवदत्तो जूम्भणकरः। धनञ्जयः पोषणकरः | एतेषां 
प्राणादिष्वन्तभावात्माणादयः पञ्चेवेति केचित्‌ ॥ २२॥ ; 
अ्थेः--कुछ लोग ( सांख्यमतानुयायी आदि ) कहते हैं कि नाग, कूम, 
ककल, देवदत्त तथा TSA नामक पाँच और वायु हैं । इनमें उद्गिरण ( डकार, 
वमन ) कराने वाले वायु का नाम नाग” है। ( अड्गों के ) उन्मीलन को 
कराने वाले वायु का नाम BA है। भूख को लगाने वाले वायु का नाम 'कृकल' 
है । जम्हाँई लाने वाले वायु का नाम 'देवदत्त' है। ( शरीर का ) पोषण करने 
वाळे का नाम है 'घनळ्जय' । किन्तु कुछ लोग ( अर्थात्‌ वेदान्तमत को मानने 
वाळे ) इन नाग आदि वायुओं का प्राण आदि ( पीछे बतलाये गये ) वायुओं 
में अन्तर्भाव हो जाने से प्राण आदि पाँच ही वायु हैं--ऐसा मानते हैं । 
टिप्पणी--एतेषां'" “अन्तभावात्‌-वेदान्तसार के व्याख्याकार रामतीथे के 
अनुसार चाग का अन्तर्भाव उदान में, HA का अन्तर्भाव व्यान में, कृकल और 


घनञ्जय का अन्तर्भाव समान में और देवदत्त का अन्तर्माव अपान में होता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ARR न्वित anal and eGangotri- 33 


अब प्राण आदि पांच वायुओं को उत्पत्ति तथा प्राणमय कोश का वर्णन 
करने जा रहे हैं-.- 

एतत््राणाद्पञ्चकमाकाझादिगतरजोऽरोभ्यो मिळितेभ्यः उत्पद्यते | 
इद्‌ प्राणादिपञ्चकं कमेंन्द्रियेः सहितं सत्माणमयकोशो भवति] अस्य 
क्रियास्मकत्वेन रजोंब्हाकायेत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 

अथः- ये प्राण आदि पाँच वायु आकाश आदि सुक्ष्म भूतो के सम्मिलित 
रजोगुण के अंद्य से उत्पन्न होते हैं । प्राण आदि पाच वायुओं का यह समूह्‌ 
कर्मेन्द्रियों के साथ मिलकर “प्राणमय कोश” होता है। इस ( प्राणमयकोश ) 
के क्रियात्मक होने के कारण इसे रजोगुण के अंश का कार्य माना गया za 
( क्योंकि रजोगुण हो क्रियाप्रवतंक एवं चःचळ होता है ) । 

टिप्पणी--रजों5शकारय त्वम्‌--सांख्यकारिका में रजोगुण को प्रेरक एवं 
FAG बतळाया गया है--उपष्टम्भक॑ TS च रज? (१३ वीं कारिका ) 4 

प E तीनों कोश ही मिलकर सूक्ष्म शरीर बनते हैं, इसी को बतलाने जा 

रहे हैं-- 

पतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान्‌ कतुरूप:। मनोमय 
इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः | प्राणमयः क्रियाशक्तिमान्‌ कार्यरूपः | 
योग्यत्वादेवमेतेषां विभाग इति वर्णयन्ति | एतस्कोइात्रयं मिलितं सत्त 
सूक्ष्मशरीरमित्युच्यते ॥ २४ ॥ | 


अर्थे:--इन Hal के बीच में विज्ञानमय कोश ज्ञानशक्ति से सम्पन्न तथा 
कर्तारूप है । मनोमय कोश इच्छाशक्ति से सम्पन्न और करणरूप है। प्राणमय 
कोश क्रियाशक्ति से युक्त और कार्यरूप है। इनका यह विभाग इनकी योग्यता 
( क्षमता ) के अनुसार किया गया है--ऐसा ( शास्त्र ) बतलाते हैं। ये तीनों 
कोश मिलकर सुक्ष्म शरीर कहलाते हैं । हे 

टिप्पणी-योग्यर्वात्त- बुद्धि से ही किसी वस्तु का ज्ञान होता है तथा 
बुद्धि से निश्चय करके ही व्यक्ति किसी कायं में प्रवृत्त होता है । अतः विज्ञानमंय 
कोश ज्ञानशक्ति-सम्पन्न तथा कर्तारूप बतलाया गया है। मन संकल्प-विकल्प करता 
है, इच्छा करता है तथा वही किसी भी कार्य में करण बनता है, इसके सहयोग 
पर ही इन्द्रियाँ कायं करती | अतः मनोमय कोश इच्छा शक्ति से सम्पन्न 
तथा करणरूप कहा गया हे । प्राणों से ही कायं करने की क्षमता प्राप्त होती है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३४ Digitized by Arya Samaj बेदान्तसारे Chennai and eGangotri 


अतः प्राणमय कोश क्रियाशक्तिमान्‌ बतलाया गया है । उसकी कार्यरूपता के 

में aA, ` s 
बारे में श्रुति भी प्रमाण है--'तौ मिथुनौ समेतां ततः प्राणोऽजायत’ (वृहदा- 
रण्यक १।५।१२), अर्थात्‌ वाक्‌ और मन--ये दोनों--परस्पर संसर्ग को प्राप्त 


हुए, तब उससे प्राण की उत्पत्ति हुई ।” इससे यह बात प्रमाणित होती है कि 
वाक तथा मन के संसर्ग से उत्पन्न होने के कारण प्राण आदि कार्यरूप हैं । 


अब अज्ञान की ही भाँति लिङ्गशरीर के एकत्व तथा बहुत्र का वर्णन 
किया जा रहा है— 

अत्राप्यखिळसूट्वमशरीरमेकबुद्धिविषयतया वनवड्जळाइयवद्वा 
समष्टिरनेकबुद्धिविषयतया वृक्षवज्जळवद्ठा व्यष्टिरपि भवति | एवस्सम- 
saqi चेतन्यं सूत्रात्मा, हिरण्यगभः प्राणश्चेत्युच्यते सवंत्रानुत्यूत- 
त्वाञ्ज्ञानेच्छा क्रियाशक्तिमदुपहितरवाच्च । अस्येंषा समष्टिः egas- 
परापेक्षया सूक्ष्मत्वात्‌सूक्ष्मशरीरं विज्ञानमयादिकोश्त्रयं जाप्रद्वासना- 
मयत्वात्‌ स्वप्नोऽत एव स्थूळप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते ॥ १५ ॥ 

अशथेः--यहाँ भी सम्पूर्ण सुक्ष्म शरीर एक वुद्धि ( उपलब्ध्रि ) का विषय 


/ होने के कारण वन अथवा जलाशय के समान समष्टि ( के रूप में त्यत होते ) 


हूँ, और अनेक बुद्धि ( अर्थात्‌ उपलब्धि ) का विषय होते से वृक्ष या ज7-बिन्दु 
के समान व्यष्टि भी होते है । ( सूक्ष्म शरीर को ) इस समष्टि से उपहित चैतन्य 


` सुत्रात्मा, हिरण्यगमं तथा प्राण भो कहा गया है । aaa ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


प्राणियों के सुक्ष्म शरीरों में सूत्र के समान ) गिरोया हुआ होने के कारण ( वह 
सुत्रात्मा कहा जाता है), और ज्ञानशक्ति से सम्पन्न ( विज्ञानमय कोश ), 
इच्छा शक्ति से सम्पन्न ( मनोमय कोश ) तथा क्रिया-शक्ति से सम्पन्न ( प्राण- 
मय कोश ) से उपहित होने के कारण ( उसे हिरण्प्रगर्म॑ एवं प्राण कहते हैं ) । 
इस (feet शरीर ) की यह समधि स्थूळ soe की अपेक्षा सुक्ष्म होने के 
कारण “सुक्ष्मशरीर' तथा “विज्ञानमय आदि कोशत्रय' कही जाती है । 

लिङ. गशरीरस्यैकत्वं agaa साधयन्नाह अत्रापीति | हिरण्यगर्भः 
हिरण्यम्य=हिरण्मयाण्डस्य गर्मः=गमंभूतः हिरण्यगमेः। मनुस्मृतौ ब्रह्मणो- 
्पत्तिहिरण्मयाण्डाद्व णिठेति । प्राणर्चेत्युच््रते -अत्र चकारात्‌ प्रजापतित्रंह्माऽप्य - 
च्युत इति बोध्यम्‌ | अस्य-सुक्षमश्रीरस्येत्यथं। ॥। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७००0240322 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कौमुदोटी कासमन्वित: ३५ 


जागरण काळ की वासनाओं से युक्त होने के कारण ( पर जागरण के विषयों 
से शून्य होने के कारण ) इसे “स्वप्न? भी कहते हैं । यही कारण है कि ( अर्थात्‌ 
स्वप्न” कहलाने के कारण ही ) यह 'स्थूलसृष्टि का ल्यस्थान' मी कहलाती है । 

टिप्पणी-एकबुद्धिविषयतया-एकता की बुद्धि का विषय होने के कारण | 

अब व्यश्भित सूक्ष्म शरीर और उतसे उपहित 'चेतन्य की संज्ञा को बतला 
रहे हैं-- 

एतट्वथष्ट्यूपहितं चेतन्यं तेजसो भवति तेजोमयान्तःकरणोपहित- 
STL! अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूलशरीरापेक्षया लूक्ष्मत्वादिति हेतोरेव 
सूक्ष्मशरीरं विज्ञानमया दिकोत्रयं जायट्ठासनामयत्वात्‌ स्वप्नोऽत 
एव स्थूलशरीरल्यस्थानमिति चोच्यते ॥ २६॥ 

अर्थे:--सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से { अर्थात्‌ एक सूक्ष्म शरीर से ) उपहित 
चैतन्य “तेजस” कहा जाता है, क्योंकि वह तेजोमय अन्तःकरण की उपाधि से 
उपहित ( अर्थात्‌ युक्त ) रहता है । इस ( सूक्ष्म शरीर ) की यह व्यष्टि भी (आगे 
उत्पन्न होने वाले ) स्थूळ शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण “सूक्ष्म ate’ 
तथा 'विज्ञानमय आदि कोशत्रय' कहलाती है । जागरण काल के संस्कारों से 
युक्त होने के कारण ( किन्तु जाग्रदवस्था के विषयोपमोगों से रहित होने के 
कारण ) 'स्वप्न' कहलाती है, और इसी कारण से ( अर्थात्‌ स्वप्न कही जाने 
कै कारण से ) स्थूळ शरोर का लयस्थान भी कही जाती है । 

टिप्पणी--तेजोमयान्तःकरणोपहितत्वात्‌--अन्तःकरण साकाथ आदि 
के सम्मिलित सत्त्वगुणांश से उत्पन्न हुआ है । अतः प्रकाशकता उसका घम ह । 
वह्‌ क है, ज्ञान का साधक हे 1 यही कारण है कि उसे तेजोमय कहा 
गया है । 

अब सूत्रात्मा और त॑जस की एकता तथा उनकी उपाधियों की एकता का 
वर्णन किया जा रहा है-- 

एतौ सूत्रात्मतैजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्मविषयाननुभवतः- 
“प्रविविक्तभुक्तेजस’ इत्यादिश्रुतेः । अत्रापि समष्टिव्यष्टयोस्तदुपद्वित- 
सूत्रात्मतेजसयोवेनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाऱयजलवत्तद्गत- 
ग्रतिविस्वाकारावच्चाभेदः। एवं सूळ्मशरोरोत्पत्तिः ॥ २७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६ Digitized by Arya Samaj Reerdetiqr: Chennai and eGangotri 


अथेः--ये सूत्रात्मा और तैजस उस समय ( अर्थात्‌ स्वप्न की अवस्था में ) 
मनोवृत्तियों ( अन्तःकरण की वृत्तियों ) के द्वारा सूक्ष्म विषयों ( अर्थात्‌ वासना 
के रूप में स्थित विषयों ) का भोग करते हैं । “तैजस सूक्ष्म विषयों का मोगकर्ता 
है” (माण्डूक्य ४) इत्यादि श्रृति-वचनों से ( भी यही बात निदिष्ट की गई है )। 
` यहाँ भी ( सूक्ष्म शरीरों की ) समधि तथा व्यष्टि में और उस समष्टि तथा व्यष्टि 
से उपहित क्रमश: सूत्रात्मा एवं तैजस में उसी तरह अभेद है, जैसे वन एवं वक्ष 
में अथवा वन से अवच्छिन्न आकाश तथा दक्ष से अवच्छिन्न आकाश में अभेद 
होता है, अथवा जलाशय और जल-बिन्दु में और जलाशय में प्रतिविम्बित होने 
वाले आकाश एवं जल-बिन्दु में प्रतिबिम्बित होने वाळे आकाश में अभेद होता st 
इस प्रकार सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति हुआ करती है । 
टिप्पणी-तदानीम्‌--स्वप्तः को अवस्था में । सूत्रात्मा की स्वप्नावस्था 
प्रलय के बाद तथा स्थूल जगत्‌ की सृष्टि के पूवं की अवस्था है , तथा तेजस की 
स्वप्नावस्था zi एवं जागरण के बीच की अवस्था है । 
सूक्ष्म सृष्टि के वणंन के अनन्तर अब स्थूल सृष्टि का वर्णन करने जा रहे हैं । 
अतः उसके पूर्व ही पञ्चीकरण-प्रक्रिया बतला रहे हैं-- 
` ` , स्थूलभूतानि तु पञ्चीकृतानि ¦ पद्चोकरणं त्वाकाझादिपञ्चस्वेककं 
द्विधा समं विभज्य तेषु cag भागेषु प्राथमिकान्‌ पञ्च भागान्‌ प्रत्येकं 
चतुधा समं विभज्य तेषां चतुर्णा भागानां स्वस्वद्वितीयाधभागपरित्या- 
गेन भागान्तरेषु संयोजनम्‌ | तदुक्तमू-- 
“द्विधा विधाय चेकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः | 
स्वस्वेतरद्वितीयांशैयोजनात्‌ पञ्च पञ्च ते॥ इति ॥२८॥ 
अ्थः--पञ्चीकृत ( भूतों ) को स्थूळ -भूत कहते हैं । आकाश आदि पाँच 
सुक्ष्म भूतों में प्रत्येक को बराबर दो भागों में विभक्त करके (इस प्रकार कुछ 
एकत्रित ) उन दश भागों में जो प्राथमिक पांच माग हैं, उनमें प्रत्येक को चार 
बराबर हिस्सों में बांटकर ( प्रत्येक के ) उन चारों भागों को अपने-अपने द्वितीय 


सुत्रात्मतेजसोरभेदं साधयति--एताविति | तदानीम्‌. = स्वप्नावस्थायाम्‌, 


qaaa: स्वप्नावस्था प्रलयानन्तरं स्थूलजगत उत्पत्तिपुर्वमायाति तथा तैजसस्य 
व>प्नावस्था सुष्प्तेर्जागरणस्यान्तरालावस्थेति ज्ञेयम्‌ ।। $ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ $ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कोमुदीटीकासमस्वितः ३७ 


भाग को छोड़कर अन्य भूत के द्वितोय मर्ध भागों में मिलाना ही पश्चीकरण है । 
कहा भी गया है-- 

“प्रत्येक भूतों को दो-दो भागों में विभक्त करके, पुन: प्रथम भागों को चार 
भागों में विभक्त करके अपने-अपने से भिन्न चार भूतों के दूसरे भागों में मिला 
देने से वे पाँच ( आकाश आदि ) पश्चात्मक हो जते हैं ।” (पः्चदशी १।२७) । 

टिप्पणो--पञ््रोकरणम्‌--पञ्चीकरण हो जाने पर प्रत्येक स्थूल भूत का 
स्वरूप इस प्रकार होगा -ÀF स्थूळ भूत में ३ माग स्वयं उसका तथा शेष 
चार भूतों में से प्रत्येक का टे माग मिला हुआ होता है । इस प्रकार आकाश में 
: भाग स्वयं आकाश का ओर ट माग वायु का, ८ भाग जळ का, टे भाग तेज 
का और टे माग पृथ्वो का होगा । 

आगे पञ्चोकरण की प्रामाणिकता के लिए श्रृति प्रमाण प्रस्तुत करने जा 
रहे है-- 

अस्याप्रामाण्यं नाशङ्कनीयं, त्रिवृत्करणश्रुतेः पञञचीकरणस्याप्युपल- 
अणत्वात्‌ | पञ्चानां पाञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेषु च 'वेशेष्यात्तद्वाद- 
ware: इति न्यायेनाकाझादिव्यपदेराः सम्भवति। तदानीमाकारो 
डाव्दोऽभिव्यज्यते वायौ शब्दस्पश AT शब्दस्परीरूपाण्यप्सु दब्दस्पश- 
रूपरसाः प्रथिव्यां राव्दस्परीरूपरसगन्धाइच ॥ २९ ॥ 

अथः--इस ( पञ्चीकरण ) की अप्रामाणिकता की आशङ्धा नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि “त्रिवृत्करण' की श्रति। (छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।३।२) पञ्चीकरण 
का मी उपछक्षण ( अर्थात्‌ सूचक ) है । पांचों महाभूतों में समान रूप से पाचों 
महाभूतों के भाग के रहने पर मी अधिक भाग के आधार पर ही तत्तन्ताम 
( उस-उस नाम ) से पुकारा जाता है, (ब्रह्मसूत्र २४२२) इस न्याय के 


` अनुरूप उन्हें आकाश आदि नाम से पुकारना सम्भव होता है। उस समय 


(अर्थात्‌ पञ्चीकरण के अनन्तर) आकाश में शब्द अभिव्यक्त होता है, वायु में शब्द 
मौर स्पर्धे, अग्नि में शब्द स्पर्शं तथा रूप, जल में शब्द, स्पशं, रूप और रस, एवं 


पृथिवी में शब्द, स्प, रूप, रस और गन्ध ( स्पष्ट रूप से आविभूत होते हैं ) । 


पञ्चीकरणस्य श्रुतिप्रामाण्यभुपस्थापयति --अस्ये ति | अस्य=्पञ्चीकरणस्ये- 
त्यथः, तरिवृत्करणश्नुतेः-त्रिवृत्करणस्यः्तेजोजळान्ञानां सम्मिभणश्य श्ुतेः= 
उपनिषद्वचनस्येस्यथंः, उपळक्षणत्वात्‌=सूचकत्वात्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Qc Digitized by Arya Samaj ‘Sean and eGangotri 
टिप्पणी-त्रिवल्करणश्रुते:--- देव्तक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
जीचेनात्मनानुप्रविष्य नामरूपे ब्याकरवाणोति तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकां करवा- 
णीति' ( छान्दोग्य० ६।३।२-३ ). अर्थात्‌ “उस देवता ने विचार किया कि अब मैं 
इस जीवात्मा रूप से इन तीनों ( तेज, जळ तथा अन्न नामक ) देवताओं में 
प्रवेश कर नाम और रूप को ( अर्थात्‌ समग्र प्रपञ्च की ) अभिव्यक्ति करू 1 
ऐसा विचार कर उस परमात्मदेवता ने टेज, जल भोर अन्न नामक तीन देवों में 
प्रत्येक को त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ कर दिया । यही है त्रिवृत्‌-करण की श्र्‌ ति । 

आकाझादिव्यपदेशः-पूर्वपक्षी-आकाश को आकाश कैसे कहा जा 
सकता है ? क्योंकि उसमें आकाश के अंश के अतिरिक्त शेष चार भूतो के मी 
अंश सम्मिलित हैं। 

सिद्धान्ती -- हमारे यहाँ यह सिद्धान्त प्रचलित है कि--'प्राधान्येन व्यपदेशा 
भवन्ति’, अर्थात्‌ प्रधान का नाम लेकर ही व्यवहार किया जाता है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार आकाश को हम आकाश कहते हैं, क्योंकि उसमें 2 भाग 
आकाश का है ओर & में शेष चार भूत मिले हुए हैं । यही बात अन्य महाभूतो 


के विषय में भो जाननी चाहिए । 
अब पञ्चीकरण के अनन्तर होनेवाली स्थूल सृष्टि का वणन प्रस्तुत किया 


जा रहा है-- 

एतेभ्यः पञ्चीक्गतेभ्यो भूतेभ्यो भूमुवःस्वमहजनस्तप: सत्य मित्ये- 
तन्नामकानामुपयुपरि विद्यमानानामतळवितलसुतलरसातळतलात2'म- 
हातळपाताळनासकानामधोऽधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य 
तद्न्तवतिचतुर्विधस्थूलदारीराणां तदुचितानामन्नपानादीनाञ्चोत्पत्ति- 
भवति | चतुर्विधशरीराणि तु जरायुजाण्डजोद्विञ्जस्वेदजाख्याiन। 
जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्यपइवादीनि | अण्डजान्यण्डेभ्यो 
ज्ञातानि पक्षिपन्नगादीनि | उद्भिज्जानि भूमिसुद्धिय जातानि कक्ष- 
बृक्षादीनि | स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकामशकादीनि ॥ ३०॥ 

अथः--इन पञ्चीकृत भूतों से, क्रमशः ऊपर-ऊपर स्थित भूः, भुवः, स्वः, 
महः, जनः, तपः, ओर सत्यम्‌--इन नामों वाले ऊपर की ओर विद्यमान लोक, 


तथा क्रमशः नीचे-नीचे की ओर स्थित अतल, वितल, सुतल, रसातळ, तलातल, 
महातलं और पाताल--इन नामों वाले नीचे की ओर विद्यमान लोक, समूचा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कोमुदोटीकासमन्वितः ३९ 


ब्रह्माण्ड और उस ब्रह्माण्ड के मध्य-स्थित चार प्रकार के स्थूल शरीर तथा इन 
स्थूळ शरीरों के लायक अन्न-पान आदि की उत्पत्ति होतो है। ये चार प्रकार 
` के ( स्थूल ) शरीर हैं--( १ ) जरायुज, ( २) अण्डज, (३ ) उद्भिज्ज तथा 
( ४ ) स्वेदज । जरायु ( अर्थात्‌ गर्भाशय की झिल्ली ) से उत्पन्न होने वाळे 
मानव ओर पशु आदि जरायुज कहे जाते हैं। अण्डे से उत्पन्न होने वाळे पक्षी, 
सप आदि अण्डज हैं। भूमि को फोड़कर पैदा होने वाले तृण और वृक्ष आदि 
उद्भिज्ज हैं । पसीना से उत्पन्न होने वाले यूका तथा मशक (एनं चीलर) आदि 
स्वेदज कहलाते हैं । 
टिप्पणी--ब्रह्माण्डस्य--ऊपर बतलाये गये सभी लोकों को सभी तरफ से 
लोकालोक पर्थत घेर कर स्थित हैं, लोकालोक को उसके बाहर पृथिवी घेरे है, 
एथिवी को बाहर की ओर से समुद्र घेर कर स्थित हैं । इन समी को मिला कर 
` एक शब्द में ब्रह्माण्ड कहा जाता है । 
यहाँ अब स्थूल TAY की भी समष्टि तथा व्यष्टि दिखाने जा रहे हैं-- 
अत्रापि चतुविधसकलस्थूळशरीरमेकानेकवुद्धिविषयतया वनवज्ज- 
लाशयबद्वा anie: बृक्षवञ्जळवद्ठा व्यष्टिरपि भवति | एतत्समष्ट्यु- 
पहितं चेतन्यं वेश्‍वानरो विराडिति चोच्यते सवनराभिमानित्वाद 
Tat राजम।नत्वाच् | अस्येषा समष्टिः स्थूलशारीरमन्नविकारत्वा- 
व्ययाः स्थूलभोगायतनत्वाश्च स्थूलशरीर॑ं जाम्रदिति च व्यपदि- 
अथः--यहाँ मी चार प्रकार के सम्पुर्ण स्थूल शरीर एकत्व की बुद्धि के 
विषय होने से वन या जलाशय के समान समष्टि तथा अनेकत्व को बुद्धि के विषय 
होने से वृक्ष या जल-बिन्दु के समान व्यष्टि भी होते हैं। ( स्थूल शरीर की ) 
इस aafe से उपहित चैतन्य समग्र प्राणियों का अमिमानो ( अर्थात्‌ अधिष्ठाता 
स्थूलश्रीरसमष्टि cafes विवेचयति--अत्रापीति | इति चोच्यते-- 
अत्र चकारात्‌ THANG पुरुष इत्युच्यते इत्यपि ग्राह्मम्‌ | सवेनरासिमानित्वात्‌= . 
सर्गेषाम्‌ = समस्तानाम्‌ नराणाम्‌ = प्राणिनाम्‌ अभिमानित्वात्‌ = अधिष्ठातृत्वादस्य 
गेश्वानरत्वमिंति। स्थूलभोगः=अत्यन्तं स्पष्टो भोगः । जाग्रत्‌ = इन्द्रिये रोपः 
लब्धिमावादस्य जाग्रदिति संज्ञा, “इच्द्रियरथोपलब्धिर्जागरितम्‌” इति rece 
चार्यकृते TAHT ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yo: वेदान्तसारः 


होते से 'गेश्‍वानर' तथा विविध रूपों में ( अर्थात्‌ मानव, दानव, पशु, पक्षो, वृक्ष 
तथा पर्गत आदि रूपों में ) विराजमान होने के कारण ‘face’ कहा जाता है। 
इस ( वेशव।नर या विराट्‌ ) की यह ( स्थूळ aAA की ) समष्टि ( इसका ) 


स्थूळ शरीर है । अन्न का विकार होने से तथा कोश की तरह आत्मा का आच्छा: 
दक होने से इसे 'अन्तमय कोश” स्थूल भोगों का! आयतन होने से स्थूल शरीर 
मर जाग्रत्‌’ भी कहा जाता है । 


टिप्पणी -सवेनराभिम।नित्वात्‌--सर्ण शब्द का अर्थ है--समग्र | 'नर' 
शब्द का मर्थ है--प्राणिमात्र। अभिमानी का अर्थ है--अधिऽ्ठाता । अर्थात्‌ 
समग्र प्राणियों का अधिष्ठाता होने के कारण । 
SG से मोग्य पदार्थो की उपलब्धि करने के कारण इसे जाग्रत्‌” 
कहते हैं । 
अब afse equ शरीर तथा उससे उपहित चैतन्य को संज्ञा आदि का 
विवेचन करने जा रहसे F— 
एतद्व्यष्ट्यु अहितं चेतन्यं विश्‍व इत्युच्यते तू&शारोराभिमानमप- 
रित्यज्य स्थूळ्शरीरादिप्रविष्टत्वात्‌ | अस्याप्येषा व्यष्टिः SNAHA- 
विकारत्वादेव हेतोरन्नमयकोशो जाप्रदिति चोच्यते ॥ ३२॥ 
अर्थ;--इन स्थूल WE को व्यष्टि ( अर्थात्‌ एक स्थूल शरीर ) से उपहित 
'चेतन्य fata कहा जाता है, क्योंकि यह चेतन्य सूक्ष्म wee के अभिमान का 
परित्याग किये बिता ही स्थूल शरोर आदि में प्रविष्ट होता है । स्थूल TAT की 
यह्‌ व्यष्टि अथवा ‘fara’ की उपाधिमूता ag व्यष्टि स्थूल TAT कहो जातो है । 
अन्त का विकार होने के कारण तथा कोश ( म्यान ) को भाँति आच्छादक होने 
के कारण इस ( स्थूळ शरीर ) को “अन्नमय कोश” तथा (स्थूल भोगों का 
साधन होने के कारण ) 'जाग्रत' कहा जाता । 
टिप्पणी --स्थूलशरीरा दिप्रविष्टत्वात:--यहां 'आदि' शब्द निरथंक-सा 
प्रतीत होता है, क्योंकि स्थूल शरीर की अपेक्षा और कोई अधिकतर स्थूल उपाधि 
अवशिष्ट नहीं रह जाती है । अथवा इसको व्याख्या वेदान्तसार की प्रसिद्ध टीका 


'विद्वन्मनोरञ्जिनी' के रचयिता रामतीर्थं के छाब्दों में इस प्रकार की जा 
सकती. है-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ce 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कौमुदीटीकासमन्वितः ४१ 


सूक्ष्म शरीर का अर्थ है--'कारण शरीर” उसका परित्याग किये विना स्थूल 
शरोर आदि में अर्थात्‌ कारण शरीर की अपेक्षा स्थूल शरीर = लिंग शरीर है 


आदि में जिसके ऐसे परमस्थूल शरीर ( अन्न के विकार इस शरीर ) में प्रविष्ट 
करने के कारण उस चैतन्य को “विश्व” संज्ञा है--“सूड्मश्वरीरं कारणशरीरं 
तदपरित्यज्य mana तदपेक्षया स्थूलशरीरं छिंगशरीरं तदादियेस्य परम- 
स्थूलशरीरस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बहुतरी हिस्तस्मिनु प्रविष्टत्वात्‌ ।” 
विशश्वः--कारण शरीर, लिंग शरीर तथा स्थूल शरीर में प्रविष्ट होने के 
कारण चैतन्य को विश्व कहा जाता है। ; 


अब विश्व तथा वैश्वानर को, जाग्रदवस्था में, प्राप्त होने वाले भोगों का 
विवरण देने जा रहे है-- 


तदानीमेतौ विश्ववेश्वानरौ दिग्वाताकवरुणाश्चिभिः क्रमाजियत्त्रि- 
तेन श्रोत्रादी न्द्रियपद्नकेन क्रमाच्छन्दस्प्रूपरसगन्धान्‌, अग्नीन््रोपे- 
न्द्रयमप्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन वागादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमान्निय- 
Fada मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रियचतुष्केग क्रमात्सङ्कल्प- 
निश्चयाहङ्कायंचेत्तांश्च सवौनेतान्‌ स्थूलविषयाननुभवतः 'जागरित- 
स्थानो बहदिःपरज्ञः इत्या दिश्रुतेः | अत्राप्यनयोः स्थूलन्यष्टिस मष्ट्योस्तदुप- 
हितविश्ववेश्वानरयोश्च वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकारावच्च जलाशयजल- 
चत्तद्गतप्रतिविम्बाकाशवच्च पूवंबदभेदः | एवं पञ्चौक्ृतपञ् भूतेभ्यः 
स्थूलप्रपद्नोत्यत्तिः ॥ ३३॥ 

अर्थः--उस समय ( अर्थात्‌ जागरण की अवस्था में ) ये दोनों-विश्व और 
बैइवानर--दिक्‌, वायु, सूर्य, वरुण दथा अश्विनी कुमारों से क्रमशः नियन्त्रित. 
श्रोत आदि पाँच ज्ञानेर्द्रियों से ( अर्थात्‌ त्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना तथा घ्राण से ) 
क्रमश: शब्द, wai, रूप, रस औरं गन्ध-इन स्थूल विषयों--का, अग्नि, इन्द्र 
उपेन्द्र, यम तथा प्रजापति के द्वारा क्रमशः नियन्त्रित वाक्‌ आदि पाँच कमे fadi 
से ( अर्थात्‌ वाक्‌, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ से ) क्रमश: वचन ( बोलना ) 
आदान ( ग्रहण करना ), गमन, विसर्ग ( मछ-त्याग ) और आनन्द ( मर्थातू 
मेथुन से होने वाले आनन्द )--इन स्थूल विषयों का, चन्द्रमा, ब्रह्मा, शंकर तथा 
अच्युत ( विष्णु ) से क्रमशः निथन्त्रित मन, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त नामक इन 
चार भीतरी इन्द्रियों ( मन्तःकरणों ) से क्रमशः संकल्प, निश्‍चय, गर्न और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>> न fro PPI err 


x? Digitized by Arya 5०१,१९? Chennai and eGangotri 


स्मरण--इन सम्पूर्ण सू विषयों का अनुमव ( भोग ) करते हुँ । “जाग्रद्‌ 
अवस्था वाळा, बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला ( वेश्वानर ही स्थूळ 


विषयों का मोग करता है )” ( माण्डक्यू० २ ) आदि श्रुति वचनों से ( भी यही 
बात प्रमाणित होती है ) । s 


यहाँ पर मो स्थूल शरीरो को व्यष्टि एनं समष्टि में और उस व्यष्टि तथा 
समष्टि से उपहित “विश्‍व? एवं 'नैशवानर” में, वन एवं वृक्ष तथा बन और वृक्ष से 
अवच्छिन्न आकाश की भाँति अथवा जलाशय एवं जलविन्दु तथा जलाशय में 
प्रतिबिम्बित आकाश थर जलबिन्दु में प्रतिबिम्बित आकाञच को भाँति पुर्ववत 


b, 


अभेद है । इस प्रकार पश्चोकृत पाँच भूतों से स्थूळ प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है । 
टिप्पणो--तदानोम्‌--'तदानीम्‌? का अथं है--जाग्रदवस्था में । भूतों के 
पञ्चीकरण के अनन्तर जव महामूतों से स्थूळ जगत्‌ की सृष्टि हो जाती है, तव 
वश्वानर की जाग्रदावस्था होती है । इन्द्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करने 
को अवस्था ही विश्‍व की जाग्रदवस्था है। 
चेत्तानू--चित्त से सम्बन्ध रखनेवाले या चित्त के विषय यानी स्मरण को 
‘aa कहा जाता है । 
क्रमशः कारण-सृष्टि, सुक्ष्म-सृष्टि तथा स्थूल-सृष्टि का निरूपण किया जा 
चुका | अब इनकी समष्ठि के विषय में बतला रहे हे-- 
एतेषां स्थूळसूक्मकारणप्रपञ्चानामपि समष्टिरेको महान्‌ प्रपञचो 
भवति यथावान्तरवनानां समष्टिरेकं Heed भवति यथा वाऽवान्तर- 
जलाशयानां समष्टिरेको महान्‌ जलाशयः। एतदुपद्दितं वेइवानरा- 
दीइवरपयन्तं चेतन्यमप्यवान्तरवनावच्छिन्नाकाशवद्वान्तरज लाशय- 
गतप्रतिबिम्धाकाशव च्चेकमेव ॥ ३४॥ 
अर्थः--इन स्थूल-सृष्टि सुक्ष्म-सृष्टि तथा कारण-सृष्टि की भी समष्टि एक 
महानु सृष्टि बन जाती है, जैसे कि विभिन्न वनों की समष्टि एक महान वन हो 
जाता है अथवा जंसे कि विभिन्न sere की समष्टि ( मिलकर ) एक महान: 
जलाशय हो जाता है । इन तीन प्रकार की सृष्टियों से उपहित होनेवाले चंतन्य- 
ईश्वर, हिरण्य-गर्म तथा गैश्वानर--मी एक ही हैं, जेसे कि भिन्न-भिन्न वनों से 
अवच्छिन्न होनेवाला आकाश सच्चे अथ में एक हो है, अथवा जैसे मिन्न-मिन्नः 
जलाद्ययों में प्रतिबिम्बित होने वाळा आकाश वस्तुतः एक ही आकाश है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कोमुदोटीकासमन्वितः ४३. 


आभ्यां मद्दाप्रपञ्चतदुपह्ितचेतन्याभ्यां तप्तायःपिण्डवद्‌विविकतं 
oe . ९ b e 
सद्चुपद्दितं चैतन्यं ‘at खल्विदं we” इति वाक्यस्य वाच्यं भवति 
विविक्तं सल्लक्ष्यमपि भवति | एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः 
सामान्येन प्रदर्शित: ॥ ३५ ॥ 
c 
अथः--( AHI, सुक्ष्म-प्रप्च तथा कारण-प्रपच्च की समष्टिरूप ) 
इस aga तथा महाप्रपश्च की उपाधि से विशिष्ट चैतन्य से, तपे हुए लोहे 
के गोले के समान, अलग न ज्ञात होता हुआ अनुपहित ( अर्थात्‌ किसी मी तरह. 
की उपाधि से रहित ) चंतन्य “स॒वं खल्विदं ब्रह्म” अर्थात्‌ “यह सकल स्था- 
वर-जङ्गमात्मक जगत्‌ ब्रह्म ही है” ( छान्दोग्य ३।१४।१ ) इस श्रुति-वचन का 
अभिधेय अर्थ ( वाच्याथं ) होता है, तथा अलग प्रतीत होता हुआ लक्ष्याथं मी 
होता है । इस प्रकार वस्तु ( सच्चिदानन्द, अद्वय ब्रह्म ) में अवस्तु ( अवास्त- 
विक अर्थात्‌ अज्ञान तथा उसके कार्यभूत सकल जड-समूह का आरोप जिसमें 
होता है ऐसा अध्यारोप सामान्यरूप से दिखलाया गया | 


टिप्पणी--वाच्यम्‌--“अयो 'दहति=लोहा जला रहा है । लोहा जब 
अग्नि में तप जाता है, तब उसके स्पर्श से जल जाने पर “मैं लोहे से जळ गया 
इस प्रकार लोग कहते हैं । वस्तुतः जला आग से हो जाता है, लोहे से नहीं । 
किन्तु जब लोहे को अग्नि माना जाय या अग्नि ओर wie में तादात्म्य माना 
जाय तभी यह व्यवहार बन सकता है । इसी प्रकार “ad खल्विदं बहा = 
“यह सब ( महाप्रपश्चरूप उपाधि तथा उस उपाधि से उपहित चैयन्य ) ब्रह्म 
( अर्थात्‌ अनुपहित तुरीय चेतन्य ) ही है” इस प्रकार का व्यवहार तमी सम्मव 
होता है, जब कि महाप्रपश्चरूप उपाधि तथा उससे उपहित चैतन्य में अभेद या 
तादात्म्य ( अर्थात्‌ तादात्म्याध्यास ) माना जाय । ऐसी अवस्था में ही उक्त तत्ततु 
अर्थं 'अयो agia तथा ‘ad खल्विदं ब्रह्म इन वाक्यों के वाच्य हुना करते हैं। 

ळक्ष्यम्‌--जब महाप्रपः रूप उपाधि तथा उससे उपहित चैतन्य से अनुप- 
' हित चैतन्य को अलग मानते हैं, तब वह अनुपहित 'चैतन्य “सवं खल्विदं ब्रह्म” 

तत्पदार्थे ब्रह्मणि अध्यारोपं सामान्येन निरूष्योपसंहरति-एवमित्यादिना | 
वस्तुनि-यथार्थे सच्चिदानन्दस्वरूपे ब्रह्मणीत्यथंः, अवस्त्वारोपः--अवस्तुनः= 
अयथाथंस्य, जडस्य wadai; आरोपः, सासन्येन्‌ःसंकषेपेण ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


YA Digitized by Arya Sany ah Foundation Chennai and eGangotri 
ey न्तसारः 


| `का लक्ष्याथं होता है । अर्थात्‌ जैसे 'अयो दहति’ में मुख्याथं=वःच्या्थं का बाघ 


"होता है, क्योंकि जलाना लोहे का घर्म नहीं है तब ‘aay’ पद की 'अयः सम्बद्ध 
afta’ में लक्षणा होकर “लोहे को अग्नि जलाता है” यह लक्ष्याय बोध होता है । 
इसी प्रकार “सबं खल्विदं ब्रह्म” इस वाक्य का वाच्यां मी ठीक नहीं बँठता है, 


| "क्योंकि महाप्रपःच जड है और उससे उपहित चैतन्य सोपाधिक होने से ससीम 


आदि है अतः इन दोनों की निरुपाधिक अनन्त ब्रह्म के साथ एकता नहीं हो 


“सकती । गैसी अवस्था में इस वाक्य का ठीक-ठोक आशय समझने के लिए 


ळक्षणावृत्ति का आश्रय लेकर, ‘Se? पदार्थ के विशेषण वाले अंश का परित्याग 
करके क्रेवल “चेतन्य' अंश लेने पर इदं पदार्थ चैतन्य और व्रह्म की एकता सिद्ध 
A जाती है । इस तरह की लक्षणा को भागलक्षणा जहदजहल्लक्षणा कहते हैं । 


- इसका सविस्तार वणन आगे आयेगा । 


'तत्त्वमसि' इस महावाक्य के तत्पदार्थं ब्रह्म पर होनेवाले अध्यारोप का 
निरूपण कर छेने पर अब ‘ed’ पदार्थ प्रत्यगात्मा पर किये जाने वाळे कुछ 


। “आरोपों का विवेचन किया जा रहा है-- 


इदानीं प्रत्यगात्मनीदमिदसयमयमारोपयतीति विशेषत उच्यते | 

अतिप्राकृतस्तु--“आत्मा बे जायते पुत्रः” इत्यादिश्रुतेः, स्वस्मिन्निव 
स्वपुत्रेऽपि प्रेम दरनासुत्रे YS नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्टश्चेत्याद्यनुभवाच 
पुत्र आत्मेति वदति ॥ ३६॥ 

अथेःसम्प्रति यह बात विद्वेष रूप से बतलाई जा रहो है कि अमुक- 
अशुक es ( पुर्गपक्षी ) प्रत्यगात्मा में अमुक-अमुक वस्तुओं का आरोप 
: ! 

अत्यन्त स्थूळ बुद्धि वाले व्यक्तियों का कहना है कि--“आत्मा ही पुत्र के 
रूप में जन्म लेता है” इस श्रुति-वचन से तथा अपने ही समान अपने पुत्र पर 
( सबका ) प्रेम देखे जाने से और पुत्र के पुष्ट होने पर अथवा नष्ट होने पर मैं 
ही पुष्ट हुआ या ae हुआ--इस तरह की अनुभूति होने से पुत्र ही आत्मा है । 

टिप्पणी--इत्या दिश्रते:-..अनुभवाच्च --प्रत्येक qata के मत के सम- 
येन में एक श्रुति-वचन तथा agaa प्रदर्शित किया गया है । पूर्नपक्षी श्रुतियों में 
विशवास करता है या नहीं, इस बात की बिना चिन्ता किये ही श्रुति-बचनों का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya aiana and eGangotri Yu 


उद्धरण उस ( पुवंपक्षी ) के मत को ठीक रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया 
गया है । यहाँ यह ध्यान रखना है कि पहले स्थूल मत का निरूपण कर क्रमशः 
सूक्ष्म से सुक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम मतों की ओर अग्रसर होंगे । अन्य बातो के अति- 
रिक्त इस पद्धति से एक काम यह होगा कि प्रत्येक पूर्वपक्षी के मत के खण्डन की 
आवश्यकता न होगी, क्योंकि आगे-आगे के मत से पूर्वपूर्वं मत स्वयं कटते चळे: 
जायेगे । 

‘ga ही आत्मा है इसका उल्लेख करके अब चार्वाको के “स्थूल शरीर ही 
आत्मा है” इस मत का उल्लेख करने जा रहे हैं-- 

चार्वाकस्तु-*स वा एष पुरुषोऽ्नरसमय' इत्यादिश्रुतेः, प्रदीप्त- 
गृहात्स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदशेनात्‌, WA कृशो:हमि- 
त्याद्यनुभवाच्च स्थूलशरीरमात्मेति वदति ॥ ३७॥ 

अथ:--चार्वाक का कहना है कि--'अन्न के रस ( वोर्ये ) का विकार यह || 
( साक्षात्‌ दृश्यमान ) पुरुष ही वह ( मर्थात्‌ आत्मा ) है (do sto २।१।१ ) || 
इस श्रुति से ( आग लग जाने पर , जलते हुए घर से अपने पुत्र को भी छोड़कर 
स्वयं निकल जाने के देखे जाने से तथा भैं भोटा g “मैं दुबळ हूँ इत्यादि अनु भव 
के होने से मो (यह) स्थूल शरीर ही आत्मा है ॥ ३७॥ | 

टिप्पणी--स्थूल्झारीरमात्मा--इससे पुत्र के आत्मत्व का खण्डन करके E 
शरीर के आत्मत्व को प्रतिपादन किया गया है । E 

Haaa. ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य नयु इत्यादि- | 
श्रुतेरिन्द्रियाणामभावे शरीरचलनाभावात्काणो5हं बघिरो5हमित्याद्य- | 
नुभवाच्चेन्द्रियाण्यात्मेति बदति ॥ ३८ ॥ 

अर्थः--दुसरे चार्वाक का कहना है कि--वि प्राण (अर्थात्‌ इन्द्रियां ) | 
( अपनी-अपनी श्रेष्ठता के लिए ated हुए) पिता प्रजापति के पास भाकर | 
बोले ( 'हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है ?' ) ( छान्दोग्य ५1१1७) इस श्रुति-वचन | 
से, इन्द्रियों के न न रहने पर शरीर की गतिशीलता के न होने से तथा मै काना | 
हूँ! 'में बहरा हूँ! इत्यादि अनुभव के होने से मी, इन्द्रियाँ ही, आत्मा हैं ' , | 

टिप्पणी--अददम-_यहाँ “अहम्‌' से आत्मा को निदिष्ट किया गया है । | 
“अहं” का ऐसा हो अर्थ आगे समझाना चाहिए | | 

इन्द्रियाणि आत्मा--इस मत में शरीर की अपेक्षा इन्द्रियों की श्रेष्ठता के | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६ - Digitized by Arya Sange Ration Chennai and eGangotri 


| अतिपादन से उस ( रीर ) के आत्मत्व का खण्डन कर इन्द्रियों के आत्मत्व का 
| प्रतिपादन किया गया है ! 
| ते हृ प्राणा ऊचुः-- इस कथन से इन्द्रियों की चेतनता सूचित की गई है । 
। आत्मा भी चेतन ही होता है। 
अपरश्चावोकः--'अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः इत्यादिश्रते 
| प्राणाभावे इन्द्रियादिचळनायोगादहमरनायावानहं पिपासावान्‌ इत्या- 
द्ययुभवाच्च प्राण आत्मेति बदति ॥ ३९॥ 
| अथः--एक दुसरा चार्वाक कहता है कि--““अन्न-रस के विकार इस शरीर 
। से भिन्न इसके भीतर रहने वाला आत्मा प्राणमय है ।” ( तैत्ति० TIO २1२1१) 
इस fa से, प्राणों के अभाव में इन्द्रियों की कार्य में प्रवृत्ति न होने से तथा 
“मै भूखा हूँ” “मे प्यासा हूँ'' इत्यादि अनुभव से भी प्राण ही आत्मा है । 
अहमझनायाव।न्‌--भूख तथा प्यास प्राण के हो घमं हें । अन्न एवं जळ 
) $ अभाव में प्राण का टिकना सम्मव ही नहीं हे । 
| प्राण आत्मा--इस मत में इन्द्रियों के आत्मत्व का खण्डन करके प्राण के 
| आत्मत्व की प्रतिष्ठा की गई है । 
' _ अन्यस्तु चार्वाकः--'अन्योऽन्तर अत्मा मनोमय? इत्यादिश्रुते- 
' अनसि YA प्राणादेरभावादहं संकल्पवानहं विकल्पवानित्याद्यनुभवाचच 
सव आत्मेति वदति ॥ ४० ॥ 
अथः--एक और दुसरा चार्वाक कहता है कि “प्राणमय आत्मा से भिन्न 
इसके भीतर रहने वाळा आत्मा मनोमय है।” ( तैत्ति० उप० २।३।१ ) 
श्रति से, ( बेहोशी को अवस्था में ) मन के सो जाने पर प्राण आदि का अमाव 
होने से तथा “मैं संकल्प करने वाळा हूँ” “मैं विकल्प करने वाला हूँ” इत्यादि 
अनुभव होने से भी मन आत्मा है । 
'टिप्पणी-उक्त चारों मत चार प्रकार के चार्वाकों के हैं । चार्वाक मौतिक- 
वादी दृष्टिकोण के होते हैं। 
सन आत्मा-यहां प्राणों के आत्मत्व का खण्डन कर मन के आत्मत्व का 
प्रतिपादन किया गया है । 
चार्वाकों के मतों का उपस्थापन करके भब विज्ञानवादी बोद्धो के मत की 
SATA करने जा रहे हैं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Saniga ganai and eGangotri ¥७ 


बौद्धस्तु--“अन्यो5न्तर आत्मा विज्ञानमयः इत्या दिश्रतेः कतुरभावे 


करणस्य शक्त्यभावादहं BASE भोक्तेत्याद्ययुभवाच्च बुद्धिरात्मेति 
चदति ॥ ४१ 1 z ate 


अर्थेः--( विज्ञानवादी ) बौद्ध का कहना है कि--“इस मनोमय आत्मा से 
भिन्न इसके भीतर रहनेवाला आत्मा विज्ञानमय है” ( तैति० २।४।१ ) इस 
श्रुतिवचन से, कर्त्ता के न रहने पर करण में ( कार्य करने की ) शक्ति का 
अमाव होने से तथा “मैं कर्ता हूँ” “मैं मोक्ता हूँ” इत्यादि अनुभवों से “बुद्धि 
ही आत्मा है 1” 

टिप्पणी--विज्ञानमय--यहाँ विज्ञान शब्द विज्ञानमय कोश के लिए 
युक्त हुआ है । किन्तु बौद्ध उसे क्षणिक्रविज्ञान ( बुद्धि ) का वाचक मानकर उक्त 
श्रुति को अपने मत के समर्थन में प्रयुक्त कर रहा है । 

कतुँरभावे '`-शक्त्यभावात्‌--जैसे sal कुम्भकार के बिता करणरूप 
चाक घट-निर्माण में असमर्थ है, उसी प्रकार बुद्धि के विना मन आदि इन्द्रियां भी 
निरर्थक हैं । बुद्धि ही इन सबकी अधिष्ठात्री है । अत: बुद्धि ही आत्मा है । 

_ अभाकरतारकिंको--तु “अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः इत्या दिश्रते- 
बु दुध्यादीनामज्ञाने लयदरीनादह्दमन्ञोऽहमज्ञानीस्यायनुभवाच्चाज्ञान- 
मात्मेति वदतः । ४१॥ 

अर्थः-प्रमाकर के अनुयायी ( मीमांसक ) तथा नैयायिक जनों का कहना 
है कि--''इस विज्ञानमय आत्मा से भिन्न, इसके भीतर रहने वाला आहमा 
आनन्दमय है ।” (afao २।५।१ ) इस श्रृति से, ( सुषुप्ति की अवस्था में ) 
बुद्धि आदि का अज्ञान में ल्य देखे जाने से तथा “मैं अज्ञ हूँ” “मैं अज्ञानी हूँ. 
इत्यादि अनुभवों से “अज्ञान ही आत्मा है 1” 

टिप्पणी--प्रभाकर--मीमांसा दर्शन के दो दिग्गज आचायं हो चुके है-- 
( १) कुमारिल भट्ट और (२) प्रभाकर! विचार की इष्टि से दोनों के 


_ सिद्धान्तों में पर्याप्त अन्तर है । कुमारिळ भट्ट के अनुयायी we तथा प्रभाकर के 
प्राभाकर कहे जाते हुँ । 


भाट्ट्स्तु--'्रज्ञानघन एवानन्द्मय' इत्या दिश्रृतेः सुप्तौ प्रकाझा- 
प्रकाशसद्भावान्मामहं न जानामीत्याद्युभवाच्चाज्ञानोप हितं चेतन्य- 
मात्मेतिं वदति ॥ ४३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४८ Digitized by Arya Sama denda Chennai and eGangotri 


अर्थः--कुमारिल भट्ट के अनुयायी (मीमांसक) का कहना है कि-- (आत्मा) 
प्रज्ञानचन ( अर्थात्‌ ज्ञान की प्रचुरतावाळा ) तथा आनन्दप्रचुर ही है 
(agmo ५) इस afa से, सुषुध्ति की अवस्था में प्रकाश (ज्ञान) तथा अप्रकाश 
(अज्ञान)--दोनों--की सत्ता के रहने से तथा “मैं अपने आपको नहीं जानता 
हुँ” इत्यादि अनुभवों के कारण “अज्ञान से उपहित चैतन्य ही आत्मा है 1” 

टिप्पणी---प्रज्ञानधन. एवानन्दमयः--सुषुप्ति की अवस्था में प्रज्ञान= 
चेतन्य घनीभूत हो उठता है | 

अज्ञानोपहितं चेतन्यम्‌--कुमारिल भट्ट के मतावलम्वियों का यह मत है 
कि--भत्मा न तो जड पदार्थ है और न विशुद्धचैतन्य ही । वह ( अर्थात्‌ आत्मा) 
अज्ञोपहित चैतन्य है । 

प्रकाझाप्रकाझसदूभावात्‌--सुषुक्ति को अवस्था में ज्ञान तथा अज्ञान-- 
दोनों की सत्ता रहती है । प्रत्येक व्यक्ति अच्छी नींद से उठने के बाद अनुमक 
करता है कि “मैं बड़े आनन्द से सोया, मुझे कुछ भी ज्ञात न था” “मैं बड़े आनंद 
से सोया”--यह अनुभव सुषृ्ति में ज्ञात की सत्ता के बिना सम्भव नहीं है । 
“मुझे उस समय कुछ मो ज्ञात न था” इस अनुभूति से agfa में अज्ञान की मी 
सत्ता सुचित होती है । 

अब तक बतलाये गये मतो का खण्डन करने वाले माध्यमिकमतावलम्बीः 
हून्यवादी बोद्धो का अनात्मवाद प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

अपरो बौद्धः--*अस देवेदमग्र आसीद्‌? इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ सर्वा- 
भावादहं सुघप्तौ नास मित्युत्थितस्य स्वाभावपरामरीवि षयानुभवाच्च 
झून्यमात्मेति वदति ॥ ४४ ॥ | 

अर्थः--दूसरे (शून्यवादी) बौद्ध का कहना है कि--“'पु्वं समय में (अर्थात्‌ 
नामरूपात्मक इस सृष्टि के पहले ) यह जगत्‌ असत्‌ ( अर्थात्‌ शुन्य ) था ।” 


( छान्दो० ६।२।१ ) इस श्र्‌ ति से, सुषुप्ति की अवस्था में ( द्रष्टा तथा ह्य आदि 


भांदट इति | प्रज्ञानघनः=चैतन्यनिबिडः आनन्द मयः=आनन्दप्रचुरः, 
“पतत्प्रकृतवन्नने मयट्‌” (To ५।४।२१) इति प्राचुर्यं मयद्‌, प्रकाशाप्रकाशस दू- 
भावात्‌ऽज्ञानाज्ञानसद्भावात्‌, अज्ञानोपहितम्‌--अ ज्ञानेन-अप्रकाशेन उप- 
हितमू=संवछितम्‌, एतेन आत्मनो ज्ञानाज्ञानरूपत्वं बोष्यम्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| NPE A NE 


y Digitized by Arya ऽवाक्की मुदीटीकासमर्िसि!१ and eGangotri ४९ 


सव कुछ ) का अभाव हो जाने से तथा “सुषुप्ति में मैं था ही नहीं”--इस 
प्रकार सोकर उठे हुए व्यक्ति का अपने ही अमाव को विषय बनानेवाली 
अनुभूति के होने से शून्य ही आत्मा है 1” 

टिप्पणी--“'अस देवेदसभ्र आसीत”--छान्दोग्योपनिषद्‌ का यह वचन 
सिद्वान्तपक्ष नहीं अपितु पूर्वपक्ष के रूप में बाया है । वहाँ बाद में इसका निषेध 
कर दिय! गया है। 

शन्यसात्मेति-माब्यमिकमतानुयायी वोद्धों के अनुसार आत्मा नाम को 
कोई वस्तु है ही नहीं । उनके अनुसार आत्मा शून्य है । 

श्रुति के बचनों, युक्तियों तथा अनुभवों के आधार पर विभिन्न मतों का 
समृपस्थापन कर अव अन्त में सबका एक साथ ही खण्डन कर रहे हैं-- 

एतेषां पुत्रादीन!मनात्मस्वमुच्यते | एतेरतिप्राकृतादिवादिभिरुक्तेषु 
श्रतियुक्त्यलुभवाभासेषु पूवंपूर्वोक्तश्रु तियुकत्यनुभवाभासानासुत्तरोत्त- 
रश्रुतियुक्‍त्यनुभबाभासेरात्मत्वबाधदशनात्पुत्रादीनामनात्मत्तं सपष्टमेत्र 
॥ ४५ il 


आर्थः--( सम्प्रति ) इन पुत्र आदि का अनात्मत्व ( अर्थात्‌ इनका आत्मा ` 


= 


का न होना ) बतलाया जा रहा हैं। इन अति स्थूलमतों का उपस्थापन करने 
वाले ( प्राकृतवादियों ) के द्वारा उपस्थापित श्रुति { “वचन ), युक्तियाँ तथा 
अनुभव यथार्थ नहीं, अपितु आभासमात्र हैँ । उनमें भी ga-ga वादी के आत्मा 
के विषय में श्रुति-वचनों, युक्तियों तथा अनुभडों के आमासों का उत्तरोत्तर 
वादी के श्रुति-व्रचन, युक्ति और अनुभव के आमासों के द्वारा बाध दिखलाई 
पड़ने से पूत्र आदि का आत्मा न होना स्पष्ट ही है y 

टिप्पणी-पूर्पूर्ोक्त"' ``" अचुभवाभासेः--पीछे उपस्थापित सारे 
मत अपने से पूर्वं उपस्थापित मत का खण्डन करके अपने मत की स्थापना करते 
हैं; किन्तु वे भो स्वयं आगे के मत से निरस्त हो जाते हैं । अन्तिम शून्यवाद का 
खण्डन आगे प्रठिपादित वेदान्त के मत से हो जायगा। 

पूर्व पक्षी--सभी मत के लोग अपने सिद्धान्त के समर्थन में धुतिवचनों, 
ुक्तियो तथा अनुभवों को उपस्थित किये हैं | ऐसी अवस्था में उनके मत का 
खण्डन कसे सम्भव हो सकता है ? z ; 

सिद्धान्ती--अब तक उपस्थापित किये गये सभी मतों के पक्ष में दो गई 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Yo Digitized by Arya Samaj Sa. Chennai and eGangotri 

akai, युक्तियाँ तथा अनुभूतियाँ सही एवं सिद्धान्त-पक्ष न होकर श्र॒त्याभास, 
युक्त्याभास तथा अनुभूत्यामास मात्र हैं दिये गये श्रुतिवचन सिद्धान्त न होकर 
पुवंपक्ष हैं, जिनका वहीं खण्डन भी किया गया है । युक्तियाँ तथा अनुभूतियाँ 
भागे की युक्तियों तथा अनुभूतियों से कट जाने के कारण सिद्धान्त त होकर 
युवत्यामास तथा अनुभूत्याभास मात्र हैं। वही युक्ति तथा अनुभूति सिद्धान्त 


बनती है, जो किसो से कट न सके । 
अब आगे पृव॑पक्षियों के उक्त मतों का खण्डन करते हुए वेदान्त के मत से 
आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं-- 


किङच, प्रत्यगस्थूलोऽचक्षुरप्राणोऽमना अकर्ता चेतन्यं चिन्मात्रं 
स दित्या दिम्रबलश्रृतिविरोधा दस्य पुत्रा दिशुन्यपय्येन्तस्य जडस्य चंतन्य- 
Weed घटादिवदनित्यत्वादहं ब्रह्मेति विठ्ठदनुभवप्रावल्याच्च 
तत्तच्छ॒तियुक्त्यनुभवाभासानां बाधितत्वादपि पुत्रादिशून्यपयन्तमखि- 
छमनात्मेब | अतस्तत्तद्भासकं नित्यश॒द्धवुद्धमुक्तसत्यस्वभावं प्रत्यक्‌ 
चतन्यमेवात्मवस्तु इति वेदान्तविद्वद्नुभवः | एवमध्यारोपः 11211- 

AU: — A 'प्रत्यक' ( FS» २।१।१ ), अस्थुरु’ ( वृहृदा० ३1८८ ), 
“अचक्षु' ( मुण्डक० १।१।६ ), 'अप्राण' ( मुण्डक० २।१।२ ), अमन” ( मुंडक० 
२।१।२ ), कर्ता? ( श्वेताश्वतर १॥९ ), “चैतन्य” (mazao २१ ) “चिन्मात्र? 
( aao १८ ) और ‘aq’ ( छान्दोग्य० KRI) आदि प्रबल श्रुतियों के 
साथ विरोध होने से पुत्र से लेकर शून्य पर्यन्त ये सभी चैतन्य के द्वारा भासित 
( प्रकाशित ) होने के कारण, घट आदि के समान जड तथा अनित्य g- - 
इस युक्ति से एवं “मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकार फे विद्वार्नो के अनुभव के प्रबल 
होने के कारण और उन+उन ( पूर्वोक्त ) श्रुत्याभासों, युत्यामासों, तथा 
अनुभवामासों के ( उत्तरोत्तर श्रुत्याभासों, युक्त्यामासों एवं अनुभवामासों के 
द्वारा ) बाधित हो जाने से मी पुत्र से लेकर शून्य तक के सभी ( तत्त्व ) 
आत्मा से अतिरिक्त ही है। अतः उन-उन (ga से लेकर शून्थपर्यन्त ) को 


वेदन्तमते आत्मतत्त्वं प्रतिपादयति-किङ्चेति | चेतन्यभास्यत्वेनःचैतन्य- 
प्रकाध्यत्वेन, अनेन पुत्रादीनां जाडघं निर्दिष्मु तत्तदूभास कमपुत्रादीनां 
प्रकाशकम्‌ | इयताऽध्यारोपप्रक्रिया fafesr ॥ - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


Digitized by Arya AE CAA ac E and eGangotri ५१ 


प्रकाशित करने वाला, नित्य शुद्ध बुद्ध ( चैतन्यस्वरूप ) मुक्त तथा सत्यस्वभाव- 
वाला, प्रत्यक्‌ ( आन्तरिकतम ) चैतन्य ही आत्म-तत्त्व हे--ऐसा वेदान्त के 
विद्वानों का अनुभव है । इस प्रकार अध्यारोप ( की प्रक्रिया वतलाई गई ) है । 

टिप्पणी--प्रत्यकू प्रत्यक्‌ का अर्थ है सब की अपेक्षा आन्तरिक । अत: 
बाह्य तत्त्व पुत्र आदि आत्मा नहीं हो सकते । “अस्थूलः' कहने से वह शरीर आदि 
भी नहीं है तथा 'अप्राण:! से प्राण के मो आत्मत्व का निषेध हो जाता है। 

चिन्मात्रम्‌-_केवल ‘Faq’ प्रकाश या ज्ञान रूप होने से, माट्टमतानुयायियों 
के द्वारा कथित, “प्रकाशाप्रकाश संवलित आत्मा है”--यह मत खण्डित हो 
जाता है । 

चेतन्यभास्यत्वेन--वेदान्तियों का यह मत है कि--संसार के पदार्थ स्वयं 
प्रकाशमान नहीं हैं उनके आभास के लिए Aaa की अपेक्षा रहती है । चैतन्य 
उन वस्तुओं का आभासक तथा सारी वस्तुएँ आभास्य हें । आमासक नित्य तथा 
आमास्य अनित्य हुआ करते हैं। नित्य तत्त्व ही आत्मा वन सकता है, अनित्य 
नहों--यह लेखक का तकं है । अतः पुत्रादि अनात्म तत्त्व हैं । 

अव तक अध्यारोप को प्रक्रिया का निरूपण किया गया, अब अपवाद का 
स्वरूप तथा उसकी प्रक्रिया का निरूपण करने जा रहे हैं-- 

अपवादो नाम रज्जुविवतस्य AIT रञ्जुमात्ररअवद्वस्तुविवतेस्या- 
वस्तुनोऽज्ञानादेः ASAT वस्तुसात्रत्वम्‌ | तदुक्तम्‌ 

“सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः | 
_ अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवत इत्युदाहृतः’ ॥ इति ॥ ४७॥ 

ATI रज्जु का विवतं ( अर्थात्‌ भ्रान्ति के कारण रस्सी में प्रतीय- 
मान ) सपं रज्जुमात्र ही होता है ( न कि रज्जु से भिन्न होता है ), उसी प्रकार 
वस्तु ( ब्रह्म ) के विवतं ( अर्थात्‌ भ्रान्ति के कारण वस्तुरूप ब्रह्म में प्रतीयमान 
अवस्तुरूप ) अज्ञान आदि प्रपञ्च का वस्तुमात्र रह जाना ही अपवाद है। कहा 
भी गया है-- ५भी गया: aa Se ee ee 

अपवादं विवेचयति--अपवादो चासेति। अपवादः<अवस्तुभूतस्य 
वस्त्वात्मता भानमपवाद इति निगद्यते। रड्जुविवतंस्य = रज्जौ श्रान्त्या 
प्रतीयमानस्येत्य्ंः, रज्जुसात्रत्ववतून्सति यथार्थे ज्ञाने रज्जुमात्रप्रतीतिवत्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidydlaya Collection. 


५२ Ionized by Arya Samaj ae onal and eGangotri 
“( किसी वस्तु का ) अपने मूल तत्त्व के साथ ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण व्यक्तित्व के 
साथ ) दुसरे रूप में हो जाना विकार कहा गया है; तथा ऊपर से ही, ( अर्थात्‌ 
मिथ्यारूप से ही ) अन्य रूप में प्रतीत होना विवत कहा गया है ।” 

टिप्पणी-अपब|[द्‌ः-सावन की अंधेरी रात में व्यक्ति चछा जा रहा था। 
मार्ग में एक रस्सो पड़ी थी । वह उसे सर्प समझ कर चौंका, कूदा और भागने का 
प्रयास किया । किन्तु सत्य तो यह हे कि वहाँ सपं की सत्ता-रस्सी की सत्तामात्र 
है । रस्सी के अतिरिक्त वहाँ सपे नाम की कोई भी वस्तु नहीं है । वहाँ रस्सी ही 
सत्य है, ओर सपं असत्य है । असत्य का सत्यमात्र होना ही अपवाद है । 

विकारः, विवतंः--दूघ अपने सम्पूर्ण तत्त्व के साथ दही बन जाता है । 
दूध अपने तत्त्व के साथ दहो के रूप में बदछ जाता है । अतः दही दूध का विकार 
है । रस्ती में सपं की प्रतीति तथा सीपी में चाँदी की प्रतोति fad है । रस्सी 
न तो अपने Fer के साथ सपं बनती है और न सीपी ही अपने मुलूप के 
साथ चाँदी बनती है ॥ ४७ ॥ 

अब आगे अपवाद की प्रक्रिया का प्रदर्शन, सृष्टि के विलोम क्रम से, किया 
जा रहा हे-- 

तथाहि-एतद्भोगायतनं चतुर्विधसकळस्थूलङ्रीरजातं एतद्भो- 
ग्यरूपाम्नपाना दिकमेतदायतनभूतभूरादिचतु देशसुवनान्येतदायतनभूतं 
ब्रह्माण्ड चतत्सवमेतेषां कारणरूपं पक्चीकृतभूतमात्रं भवति | एतानि 
शब्दादिविषयसहितानि पद्चीकृतानि भूतानि सूक्ष्मशरीरजात॑ चतत्स- 
वमेतेषां कारणरूपापञ्चीकृतभूतमात्रं भवति । एतानि सत्त्वादिगुण- 
सहितान्यपड्चीकृतान्युत्पत्तिव्युत्कमेणेतत्कारणभूताज्ञानोपद्दित चेतन्यमा त्रं 
भवति | एतदज्ञानोपहितं चेतन्यं चेश्‍वरादिकमेतदांधारभूतानुपहित- 
चेतन्यरूपं तुरीयं ब्रह्ममात्रं भवति ॥ ४८ ॥ 

अर्थः--( अपवाद की प्रक्रिया के द्वारा ) भोगों के आश्रय चार प्रकार के 


_तत्त्वतः-सारमादाय बाह्यल्पत इत्यर्थः, अन्यथाप्रथा-अन्यरूपेण मवनमित्यर्थः| बाह्यरूपत इत्यर्थः, अन्यथाप्रथा-अन्यरूपेण मवनमित्यर्थ:॥ | 


यृष्टिव्युक्रमेणापवादं प्रदर्थयति--तथा हीत्यादिना । भोगातनस्‌--मोगस्य = 
सुखदुःखानुभवस्य आयतनम्‌=आश्रयम्‌, प्राण्तिसाघनमिति यावत्‌ । उत्पत्तिव्युत्क- 
मेण--उतपत्तेःन्सस्‌2! व्युत्क्रमः==विपरीतक्रमस्तेन ॥ - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
é 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


कौमुदोटीकासमन्वित: ५३ 


ये सम्पूर्ण स्थूळ शरीर, इनके भोग्यहूप अस्त-पान आदि, इनके आश्रयमूत 'मू' 
आदि चोदहों भुवन तथा इनका अधारभूत ब्रह्माण्ड ये सव अपने कारणभूत 
पच्चीकृत भूतमात्र रह जाते हैं। शब्द आदि ( अपने-अपने ) विषयों के सहित 
पत्चीकृत महाभूत एवं सम्पूर्ण सुक्ष्म शरीर--यह सब अपने कारणभूत अपश्वोकृत 
भूतमात्र रह जाते हूँ । सत्त्व आदि गुणों के सहित अपच्चीकृत ये भूत उत्पत्ति के 
उल्टे क्रम से इनके कारणरूप ( अर्थात्‌ अपने कारणरूप ) अज्ञान से उपहित 
'चैतन्यमात्र रह जाते हैं। अज्ञान से उपहित यह ईश्वर आदि चैतन्य अपने 
आधारभूत अनुर्पाहत 'चेतन्यरूप केवल तुरीय ब्रह्म हो जाते हैं। 
टिप्पणी--भोगायतनस्‌--मोग अर्थात्‌ सुख-दुःख को भोगने का साधन । 

स शरीर ही “सुख-दुःख को भोगने के साधन हैं, अतः Be भोगायतन 
हते हैं । 

उत्पत्तिव्यत्करमेण--आकाश आदि की सृष्टि के विपरीत क्रम से । आकाश 
आदि wat at उत्पत्ति का क्रम पीछे बतलाया जा चुका है । उसका विपरीत 
क्रम इस प्रकार समझना चाहिए-गन्धतन्मात्रस्वरूपा पृथ्वी रसतन्त्रमात्रात्मक 
जलमात्र हो जाती है, जल रूपतन्मात्रात्मक तेजोमात्र हो जाता है, तेज ETT- 
तन्मात्रात्मक वाथुमात्र हो जाता है, वायु शब्दतन्पात्रस्वरूप आकाशतन्मात्र हो 
जाता हैं और आकाश अपना कारणरूप अज्ञानोपहित चैतन्यमात्र हो जाता है ।: 

अध्यारोप एवं अपवाद की प्रक्रिया का सविस्तर वर्णन कर लेने के बाद 
अब STN द्वारा महावाक्याथं में आए ‘aq’ तथा “त्वम्‌? पदों का अर्थ विवृत 
कर रहे हैं -- 

आभ्यामश्यारोपापवादाभ्यां तत्त्वस्पदार्थशोधनमपि सिद्धं भवति। 
तथाहि-अज्ञानादिसमष्टिरेतठुपहितं सवंज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यमेतद्‌- 
नुपहितं चैतत्त्रयं तप्तायःपिण्डवदेकत्वेनावभाससानं तत्पदवाच्यार्थो 
भवति । एतदुपाष्युपहिताधारभूतमनुपहितं चैतन्यं तत्मद्लक्ष्याथो 
भवति | अज्ञाना दिव्यष्टिरेतडुर्पाहताल्पन्ञत्वा दिवि शिष्टचेतून्यमेतदनुप- 
हितं चेतत्त्रयं तप्तायःपिण्डबदेकत्वेनावभासमानं त्वस्पदवाच्यार्थो 
भवति | एतदुपाध्युपहिताधारभूतभनुपहितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चतर्न्य 
त्वस्पदलक्व्यार्थो भवति ॥ ४९ I 

अथ --इन अध्यारोप एवं अपवाद के हारा ( 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य 


ये 
क़ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- वेदान्तसार! 


के ) ‘aq’ एवं ‘aq’ पदों के अर्थों का शोधन ( पुणं स्पष्टीकरण ) भी हो 
जाता है । वह इस प्रकार है--अज्ञान आदि ( अर्थात्‌ अज्ञान, सूक्ष्मशरीर तथा 
स्थूल शरीर ) की समष्टि, ( अज्ञान आदि की ) इस समष्टि से उपहित adaa 
आदि से विशिष्ट ( ईश्वर, हिरण्यगमं आदि नामक ) चैतन्य, तथा इनसे 
अनुपहत 'चतन्य--ये तीनों जब तपे हुए लौहु-पिण्ड की भाँति अमभिन्नरूप से 
प्रतीत होते हैं, तब aq’ पद फे वाच्यार्थं होते हैं। इन उपाधियों और इनसे 
उपहित चेतन्य का अघारभूत जो अनुपहित, चैतन्य है, ag ‘aq’ पद का 
लक्ष्याथं होत्रा है । 
अज्ञान आदि ( अर्थात्‌ अज्ञान, सूक्ष्मशरीर तथा स्थूलशरीर ) की व्यि, 
इस व्यष्टि से उपहित, अल्पज्ञता आदि से विशिष्ट, ( प्राज्ञः ‘isa’ तथा 
“विइव', नामवाळा ) Saa तथा इनसे अनुपहित चैतन्य--ये तीनों, तपे हुए 
लौहपिण्ड ) के समान जब अभिन्न प्रतीत होते हैं तव, ‘aq’ इस पद के वाच्य 
अर्थं होते हैं और इन उपाधियों त॑था इन उपाधियों से विशिष्ट चैतन्य का आधार 
भूत जो 'अनुपहित' सर्वाधिक भान्तरिक तत्त्व, आनन्दरूप, तुरीय चैतन्य है, वह 
can’ पद का लक्ष्यार्थं होता है । 
टिप्पणी--वाक्यार्थो'"' ळक्ष्याथो-- शब्द की तीनों शक्तियों-अभिघा, 
लक्षणा तथा 2२ञजना--का विवेचन पीछे कर चुका हुँ। 'तप्ताय:पिण्ड” के 
वाच्याथं तथा लक्ष्याथं का विवरण भी पेश किया जा चुका है। अब यहाँ ‘aq’ 
मर ‘cay’ पदों के वाच्याथं का दिग्दशंनमात्र करा दे रहा हैं-- 
जब लोहपिण्ड तथा दाह के कारण अग्नि में अभेद मान कर “अयःपिण्डं 
दहति’ इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, तब बोद्धा को लोहपिण्ड तथा 
दाह फे कारण अग्नि दोनों का ही बोध अभिधा शक्ति से हो जाता है क्योंकि 
उस समय छोह-पिण्ड तथा अग्नि में बोद्धा को अभेद-प्रतीति होती है। इसी 
प्रकार जब अज्ञान आदि की समष्टि तथा इस समष्टि से उपहित dar तथा 
इनका आधारभूत अनुपहित 'चेतन्य--ये तीनों अभिन्न प्रतीत हों तब ये “aT 
पद के वाच्याथं होते हँ । किन्तु 'अयःपिण्डं दहति’ यह सुनने पर जब लौह-पिण्ड 
की दाहकता अनुपपन्न प्रतीत होती है तब उसमें वर्तमान अग्नि ही दाह का 
हेतु है--ऐसा प्रतीत होता है। वेसी स्थिति में लक्षणा के द्वारा इस वाक्य का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sem 4 भाच Chennai and eGangotri 
की मुंदीटकासम स्वत: ० YR 

aa होता है--लोह-पिण्ड में संक्रान्त अग्नि जला रहा है । इसी प्रकार आधार- 

भूत अनुपहित चैतन्य जब उपाधियों तथा उन उपाधियों से उपहित चंतन्य से 


भिन्न प्रतीत हो तो वह ‘aq’ पद का लक्ष्यार्थ होता है। इसी प्रकार त्वम्‌' पद 
के वाच्यार्श तथा लक्ष्यार्थ की स्थिति भी समझनी चाहिये । 


अब 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य के अथ॑ को स्पष्ट करने जा रहे हैं-- 

q महावाक्यार्थो बण्यते। इदं “तत्त्वमसि” इति बाच्य॑ 
सम्बन्धत्रयेणाखण्डाशंबोधकं भवति। सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः 
सामानःधिकरण्यं, पदाशेयोर्विशेषणविशेष्यभावः, प्रत्यागात्मपदार्थ- 
योलेक्ष्यळक्षणभावश्चेति । तदुक्तम- . 

सामानाधिकरण्यञ्च विशेषणविशेष्यता | 
ळक्ष्यळक्षणसम्वन्धः पदार्थे प्रत्यगात्मनाम्‌॥ इति ॥५०॥ 
अशीः-अब महावाक्य के अथे का वर्णन किया जा रहा है । यह'तत्त्वमसि' 
>'वही तुम हो” ( छान्दो० ६।८।७ ) वाक्य तीन सम्बन्धों के द्वारा मखण्ड अथं 
( अर्थात्‌ निरुपाधि ब्रह्म ) का बोधक होता है । तीन सन्बन्ध हें--(१) दोनों 
(अर्थात्‌ ‘aq’ एवं स्वम्‌’) पदों का सामानाधिकरण्य, (२) तीनों पदों के अर्थों में 
बिशेषण-निशेष्य-भाव का होना, तथा (३) प्रत्यगात्मा तथा दोंनों पदों के वाच्यार्थ 
में लक्ष्य-लक्षण-माव । ऐसा ही (आचार्य सुरेश्वर के द्वारा भी) कहा गया है-- 
“( “तत्त्वमसि' इस महावाक्य के ) पदों में, उन पदों के वाच्य अर्थो में तथा 
उन पदों के वाच्य मर्थो एवं प्रत्यागात्मा में क्रमशः सामानाधिकरण्य विशेषण- 
विशेष्य माव और लक्ष्य-लक्षण-सम्बन्ध है 1” ( नैष्क्रम्यंसिद्धि ३३) ॥ xon 
टिप्पणी--सहवाक्याथीः--महावाक्यों {की गणना कहीं-कहीं बारह की 
जाती है ओर कहींन्कहीं चार । किन्तु प्रमुख रूप से चार ही महावाक्यों का 
वर्णन मिलता है। ये महावाक्य हैं--(१) प्रज्ञानं ब्रह्म ( ऐत० आ० ५1३ ), (२) 


वाक्याथंज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणमिति ga पदार्थं निरूप्याधुच्छ उपदेशमहा- 
वाक्यार्थो वण्यंते-अथेत्यादिना। अखण्डाथेबोधकम-अखण्डयासो अर्थे ति 
अक्चण्डार्थ:=सजातीयविजातीयस्वगतादिमेदरहितं निगुंणं ब्रह्म तस्य बोधकम्‌= 
ज्ञापकम्‌ | सामानाधिकरण्यम्‌ -समातविभकत्यम्वयोः पदयोरेकस्मित्तथं तात्सयं 
सामानाधिकरण्यम्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वदान्तसारः 


५६ 


अहं ब्रह्मास्मि ( बृहृदा० १।४।१० ), ( ३) तत्त्वमसि ( छान्दोग्यश ६1८1७ ) 
तथा ( ४) अयमात्मा ब्रह्म ( माण्डूक्य २) । इन महावाक्यों के आकर ग्रन्थ 
क्रमशः चारों वेदों से सम्बद्ध हैं । 

अखण्डाशेः--'अखण्डाथं' का qe है--वह निर्गुण ब्रह्म जिसमें किसी भी 
दशा में अशांशि भाव आदि सम्बन्ध उठ ही नहीं सकते हैं । 

सामानाधिकरण्यम्‌--समान विमक्तिवाले दो पदों का एक ही अथं में 
तात्पर्यं का होना सामानाधिकरण्य कहलाता है । 

यहाँ सामानाधिकरण्य सम्बन्ध के विषय में सोदाहरण वतलाया जा 
रह — 

सामानाधिकरण्यसस्वन्धस्तावद यथा “सोऽयं देवदत्तः इत्य स्मन्‌ 
चाक्ये तत्का्ळव शिष्टदेवदत्तवाचकस शब्दस्येतत्कालवि शिष्ट देव दत्त वा- 
चकायंशव्दस्य चकस्मिन पिण्डे तात्पयंसम्बन्ध: | तथा च 'तत्त्वमसि 
इति वाक्येऽपि परोक्षत्वा।दविशिष्टचेतन्‍्यवाचकतत्पदस्यापराक्षत्वादि- 
चिरिष्टचेतन्याबाचकत्वस्पदस्य चकस्मिँश्चेतन्ये MITA TART: ॥५१॥ 

अर्थेः-- सर्वप्रथम सामानाधिकरण्य सम्बन्ध को वतला रहे हैं; जते -“सोड्यं 
देवदत्त: =“agl यह देवदत्त है” इस वाक्य में तत्काल से विशिष्ट ( अर्थात्‌ 
अतीत काल वाले ) देवदत्त के वाचक 'सः” शब्द का और एतत्काळ से विशिष्ट 
(अर्थात्‌ इस काल वाले) देवदत्त के वाचक “अयं? शब्द का एक ही पिण्ड (अर्थात्‌ 
देवदत्तरूप व्यक्ति ) में तात्पर्यं का होना सामानाधिकरण्य है 1 उसी प्रकार यहाँ 
“aR =at तुम हो”” इस वाक्य में भी परोक्षत्व आदि से विशिष्टचैतन्य 
के वाचक ‘aq’ पद का और अपरोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य के वाचक “त्वम 
पद का एक ही चतन्य में तात्पर्यं का होना सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । 


विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धः-विशेषणविद्येष्यमःवस्तु वक्तरिच्छाधीनः 
यथा 'सोऽयं देवदत्त:' इति वाक्ये यदा अयं पदार्थः यः एतत्कालेतह ्चसम्बन्ध- 
विशिष्ट: देवदन्नः सः सब्दवाच्यात्‌ तत्काळतह शर्विशिष्टदेवदत्तात्‌ भिन्नो नेति ज्ञानं 
जायते तदाऽयमित्यस्य पदार्थभेदव्यावतंकतया विशेषणत्वं बोध्यम्‌ । व्यावत्यत्वा- 
दयं पदार्थस्य विशेष्यत्वम्‌ | इत्थमेव ‘at स देवदत्तः? इति वाक्ये सः पदवाच्यो- 


ऽर्थो विशचेष्पस्तथाऽयं पदवाच्यो विशेषण । इयमेव प्रक्रिया 'तत््वमसि’ इति 
चाक्येऽप्यवलम्बनीया ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya मुदे iF ation Chennai and eGangotri 
देिकासिमन्वितः ५७ 


टिप्पणी-सोऽयं देवदत्त:-- देवदत्त हाईस्कूल में मेरा साथी था । पर्या 
समय के व्यवधान फे वाद वाजार में वह: दिखलाई पड़ा । मैंने कहा - “अरे यह 
तो बही देवदत्त है, जिसने मेरे साथ हाईस्कूल में पढ़ा था।” ‘ay और 'अयं' 
--ये दोनों हो पद प्रथमा के एक वचन में होने के कारण समान विर्भाक्त वाले 
हैं । दोनों पदों का एक ही देवदत्त रूप अर्थ में तात्पर्य है : अतः यहाँ इन दोनों 
पदों में सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । 

तत्त्वससि?--इसी प्रकार 'तत्‌+त्वम्‌+असि' eq वाक्य में ‘aq’ पद 

का अर्थ है--परोक्षत्व, सर्वज्ञत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य और “त्वम्‌? पद का अर्थ 
है--अपरोक्षत्व, अल्पज्ञत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य । ‘aq’ और 'त्वम'--ये दोनों 
ही पद प्रथमा के एक वचन में होते के क/रण समान विभक्ति वाले हैं। समान 
विभक्ति वाले इन दोनों ही पदों का एक ही “चैतन्य” रूप अर्थ में तात्पयं सम्बन्ध 
है । अतः यहाँ भी इन दोनों पदों में सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । 

परोक्षत्वादिविशिष्ट--ईए्वर हमारी दृष्टि से परे होने के कारण अनुमान 
आदि से ज्ञातव्य है । अतः उसे परोक्षत्व आदि से विशिष्टऱ्युक्त कहा गया है । 
आदि से ईश्दर में adver तथा स्वेनियन्तृत्व आदि को भी समझना चाहिए । 

अपरोक्षत्वादिवि शिष्ट--प्रत्येके जीव अपने को बिना किसी अन्य की 
अपेक्षा स्वयं अनुभव करता है । अतः अपरोक्षत्व आदि से उसे विशिष्ट कहा गया 


है । आदि पद से जीव को अल्पज्ञत्व तथा अनीशवरत्व आदि से विशिष्ट समझना 
चाहिए । 


सामानाधिकरण्य सम्बन्ध प्रदर्शित कर लेने के बाद अब ‘Aq’ और "त्वम्‌ 
पदों के-वाच्यार्थ में विशेषण-विशेष्य भाव सम्बन्ध प्रर्दाशत करने जा रहे हैं-- 

विरेषणबिशेष्यभावसम्बन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये सशब्दाथ- 
तत्कालविशिष्टदेवदत्तस्यायंशब्दाये तत्काल वि रिष्टदेब दत्तस्य चान्योन्य- 
भेदन्याबतंकतया विज्ञेषणबिशेष्यभावः | तथात्रापि वाक्ये तसदाथ- 
परोक्चस्वादिवि हिष्टचेतन्यस्य 'स्वंपदार्थापरोक्षत्वा दिङ्गिरिष्टचतन्यस्य 
चान्योन्यभेद्‌व्यावतकतया विशेषणविशेष्यभावः ॥ SR I 

अीः--विश्ञेषण-विशेष्य भाव सम्बन्ध तो उसे कहते हैं, जसे उसी 'सोऽयं 
देवदत्तः” वाकय में 'सः शब्द के वाच्य अर्थ तत्काल-विशिष्ट ( अर्थात्‌ उस 
समय वाले ) देवदत्त का तथा ‘aa’ शब्द के वाच्य अर्थ एतत्कालविशिष्ट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj उसासा Chennai and eGangotri 

Ys गन्तसारः 
( अर्थात्‌ वर्तमानकालिक ) देवदत्त का, परस्पर भेद ( तत्काविशिष्त्व भौर 
एतत्कालविशिष्टत्व ) का निवारक होने के कारण, विशेषण-विशेष्य भाव 
सम्बन्ध हे । ठीक उसी तरह यहाँ भी “तत्वमसि' इस वाक्य में ‘aq’ पद के अर्थ 
परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य का तथा “त्वम्‌? पद के अर्थ अपरोक्षत्व आदि 
से विशिष्ट चैतन्य का, परस्पर भेद ( परोक्षत्वादिविदिष्टत्व और अपरोक्षत्वादि 
विशिष्टत्व } का निवारक होने के कारण विशेषण-बिदोष्यमाव सम्बन्ध है । 

टिप्पणी-अन्योन्य भेद्व्यावतंकतया--विरेषण-विशेष्यभाव का निया” 
मक वक्ता की इच्छा होती है । सोऽयं देवदत्तः’ इस वाक्य में ‘ay पद का अर्थ 
है 'उस काळ और उस देश में रहने वाला देवदत्त' और 'अयम्‌' पद का अर्थ है 
“इस काल और इस देश में रहने वाला देवदत्त’ । जब 'स:' शब्द का वाच्यार्थ 
बनने वाला “उस काळ और उस देश में रहनेवाला देवदत्त, “अयं? शब्द का 
वाच्यार्थ बनने वाले इस काळ और इस देश में रहने बाले देवदत्त? से अभिन्न 
प्रतीत होता है, तब 'सः” शब्द का वाच्यार्थ अयं’ शब्द के वाच्यार्थ में स्थित 
` भेद का व्यावर्तक बनता है । व्यावतंक विशेषण को कहते हैं। ऐसी अवस्था में 
‘qa’ शब्द का वाच्यार्थ बिशेष्य बनता है। इसी तरह जब ‘ad’ पद के 
वाच्यार्थ को विशेषण तथा ,सः' शब्द के वाच्यार्थ को विशेष्य बनना होता है 
तब “भयं सः देवदत्त:” ऐसा प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार दोनों पदों के 
वाच्यार्थ परस्परःविशेषण और विशेष्य बनते हैं । 

तत््वमसि--इसी प्रकार 'तत््वमसि’ इस वाक्य में भी ‘aq’ पद का अर्थ 
तथा “त्वम्‌? पद का अर्थ भी परस्पर विशेषण और विशेष्य बनता है । 

विशेषण-विशेष्य भाव सम्बन्ध दिखला लेने के बाद अब लक्ष्य-लक्षण 
सम्बन्ध बतला रहे है-- 
, छक्ष्यळक्षणसम्बन्धस्तु-यथा तत्रेव वाक्ये सशब्दायंशब्द्योस्तद- 

wnat ब्विरुद्धततकालैतत्काळवि रिष्टत्वपरित्यागेनाविरुद्धदेवदत्तेन 

सह लक्ष्यळक्षणभावः। तथात्रापि वाक्ये तत्त्व॑पद्योस्तदर्थयोवां 
विरुद्वपरो क्षत्वापरोक्षत्वा दि वि शिष्टत्वपरित्यागेनाविरुद्धचेतन्येन सह 
ळक्ष्यळक्षणभावः | इयमेव भागळक्षणेत्युच्यते॥ ५३ ॥ 

अथः--लक्ष्य-लक्षण सम्बन्ध को बतछा रहे हैं--जैसे उसी 'सोऽयं 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sa i Fo Ho नवि and eGangotri 
adi 


मुदीटीकासम ५९ 


देवदत्तः! वाक्य में 'सः' शब्द और “अयं” शब्दों का अथवा 'सः शब्द के बर्थ 
एवं ‘ad’ शब्द के अर्थो का 'तत्कालविशिष्टत्व!-'उस काल में रहने वाले और 
'एतत्कालविशिश्त्व'-'इस काल मे रहने वाले'--इस ( परस्पर ) विरुद्ध अंश 
का परित्याग करके अविरुद्ध देवदत्त के साथ लक्ष्य-लक्षण माव है । ठोक उसी 
प्रकार 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में मी ‘aq’ एवं ag पदों का अथवा ‘aq’ 
पद के अर्थ एवं ‘aq’ पद के अर्थ का ( परस्पर ) परोक्षत्वादिविगिधत्व= 
इन्द्रियों का विषय आदि न बनने वाळे एवं अपरोक्षत्वादिविशिश्त्व-अनुभूति 
आदि का विषय बनने वाळे इस विरुद्ध अंश फा परित्याग करके ( दोनों पदों के ) 
अविरुद्ध अर्थ चैतन्य के साथ लक्ष्य-लक्षण भाव सम्बन्ध है । इसी लक्षणा को 
भागळक्षणा ( अथवा जहदजहल्लक्षणा ) कहते हैं । 

टिप्पणी--लक्षणा-छक्षणावृत्तिका सामान्य विवेचन खण्ड १५ की व्याख्या 
में हो चुका है । सुगमता के लिये अब यहाँ उसके भेदों का निर्देश किया जा रहा 
हैं । लक्षणा के तीन भेद होते हैं--( १ ) जहल्लक्षणा ( २) अजहल्लक्षणा मर्‌ 
( ३ ) जहदजहल्लक्षणा । 

१--जहल्ळक्षणा--वाच्य अर्थ का पूर्णेूप से त्याग करके वाच्य अर्थ से 
सम्बद्ध किसी दूसरे अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति का नाम है जहल्लक्षणा । 
जहत्‌ = अपने वाच्य अर्थ को छोइती हुई, लक्षणा>अन्य सम्बद्ध अर्थ को 
लक्षित कराने वाली । जैसे “गंगायां घोष: इस वाकय में गंगा पद अपने 
वाच्य अर्थ गंगा-प्रवाह का परित्याग करके उससे सम्बद्ध अर्थ गंगातीर का बोध 
कराता है । र 

२--अजहल्लक्षणा--वाच्याथं का परित्याग विना किये हुए वाच्य अथं से 
सम्बद्ध अर्थ का बोध कराने वाली वृत्त अजहल्लक्षणा कहलाती है । अजहत्‌= 
अपने वाच्य अर्थ को न छोड़ती हुई, लक्षणा-अन्य सम्बद्ध at को उक्षित 
कराने वाली । जैसे--'्योणो धावति'। “शोणो धावति” का अर्थ हैनलालरग 
दौड़ रहा है। लालरंग का दौड़ना अनुपपन्न है । अतः शोण' का अर्थ होता है 
core रंग का aga’ धावति-दौड़ रहा है । यहाँ 'शोण' शब्द अपने वाच्य अथ 
“छाळरंग' के साथ ही उससे सम्बद्ध अर्थात्‌ ळाङरंग वाले अश्व का vaN- 
वृत्ति से बोध कराता है । इस प्रकार यहाँ अजहल्लक्षणा वृत्ति है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Go वेदान्तसारः 
जहदजहल्लक्षणा--वाच्य अर्थ के एक भाग को छोड़ कर बाको माग का 
बोघ कराने वाली वृत्ति जहदजहल्लक्षणा’ कहलाती है। जहत्‌=वाच्य अर्थ के 
एक भाग को छोड़ती हुई तथा अजहत्‌=्वाच्य अर्थ के दूसरे भाग को न छोड़ती 
हुई, छक्षणा=अन्य सम्बद्ध अर्थ को लक्षित कराने वाली वृत्ति। एक भाग का 
परित्याग कर शेष भागमात्र का ग्रहण करने से इसे भागलक्षणा भी कहते हैं । 
“सोऽयं देवदत्तः’ तथा 'तत्वमसि’ इस लक्षणा के उदाहरण = | 
“नीलमुत्पलम्‌? इस वाक्य में भी सामानाधिकरण्य और विशेषेणविश्ेष्पभाव 
सम्बन्ध है । पर यहाँ अभिधा से ही मर्थ वोध हो जातं है, लक्षणा की कोई 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती है । इसी तरह “सोऽयं देवदत्त: तथा 'नीलमुत्पलम्‌' 
में मी अभिधा से ही क्यों नहीं अर्थ बोध हो जाता ? इसी शांका के निराकरण में 
बतला रहे हैं -- 
अस्मिन्‌ वाक्ये नीळएुस्पलसिति बाक्यवटाक्यारथों न सङ्गच्छते | 
तत्र तु नीळपदार्थनीलगुणस्योत्पळपदार्थोत्पलद्रव्यस्य च शोक्ल्यपटादि- 
भेदव्यावतंकतयाउन्योन्य विशेषणबिरोष्यभावक्षंसर्गस्यान्यतरवि हिष्ट - 
स्यान्यतरस्य तदक्यस्य वा वाक्यार्थेत्वाङ्गीकारे प्रमाणान्तरविरोधाभा- 
वात्तद्वाक्याथः सङ्गच्छते, अत्र तु तद््थपरोक्षत्वादिविरिष्टचेतन्यस्य 
त्वमर्थापरोक्षत्वादिबिरिष्टचैतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावर्तकतया विशे 
षणविदेष्यभावसंसर्गस्यान्यतरविदिष्टस्यान्यवरस्य तदेक्यस्य च वा- 
क्याथत्वाङ्गीकारे प्रत्यक्षा दिप्रमाणबिरोधाद्वाक्याथो न सक्कच्छते | 
तदुक्तम्‌ 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्याथों नात्र सम्मतः | 
_ अखण्डेक्रसत्वेन वाक्याथों विदुषां मतः ॥ इति ॥ ५४॥ 
अथः —( “तस्वमसि' ) इस वाक्य में 'नीलमुत्पलम्‌'='नीला कमर! इस 
वाक्य की तरह वाच्य अथं ( अभिधेय अर्थ ) संगत नहीं हो सकता है । यहाँ 
“नीलमुत्पलम्‌” _इस वाक्य में वाच्य अर्थ इस लिये संगत होता है, क्योंकि 
( इस वाक्य में प्रयुक्त ) नीळ पद का अर्थ नील गुण शुक्लता आदि अन्य गुणों 
का व्यावतँक ( निवारक ), और उत्पल पद का अर्थ उत्पल रूप द्रव्य 
( वस्तु ) पट आदि का व्यावर्तक हे । अतः ( उन दोनों पदों के ) परस्पर 
विशेषण-विशेष्य भाव dat को अथवा एक से विशिष्ट दुसरे पद के अर्थ को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TT ETRE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुदीटीकासमन्वित ६१ 


अथवा उन दोनों की एकता को वाक्यार्थ के रूप में स्वीकार करने पर किसी 
दूसरे प्रमाण से विरोध नहीं होता है । किन्तु यहाँ 'तत्त्वमसि! इस वाक्य में ‘aq’ 
का अर्थभूत परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य और ‘cay’ का अर्थभूत अपरोक्षत्व 
थादि से विविष्ट चैतन्य पारस्परिक भेद का व्यावर्तक ( निवारक ) 
यहाँ विशेषण-विशेष्य भावरूप संसर्ग को, अथवा एक से विशिष्ट दूसरे पदार्थ 
को अथवा दोनों पदार्थों की एकता को वाक्यार्थ के रूप में स्वीकार करने से 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से विरोध होने के कारण वाकय का अर्थ ( वाच्यार्थ ) 
ठोक-ठीक नहीं बेठता है । यही विद्यारण्यस्वामी के द्वारा कहा भी गया है-- 

अन्वयः सथः, वा, विशिष्ट:, वा, वाक्यार्थः, न, सम्मतः, (किन्तु, 
अत्र), अखण्डँकरसत्वेन, वाक्यार्थः, विदुषाम्‌, मतः ॥ 

शव्दार्थे:--अत्रस( anfa ) इस वाक्य में, संसगः-भेद संसगेस्वरूप, 
वा=अथवा, विशिष्टः-एक से विशिष्ठ एक ( अर्थात्‌ अभेद संसर्गरूप ), वार 
भी, व।क्याथः=्वाक्यार्श, न=नहीं, सम्मतःऽ्भभी्ट है; ( किम्तु=परन्तु, 

अत्र=्यहाँ, तत्त्वमसि इस वाक्य में), अखण्डंकरसरवेन-मखण्ड एकरस रूप 


में (अर्थात्‌ स्वगत आदि भेद से रहित वस्तुमात्र के रूप में), चाक्याथः=वाच्यार्थ, 
विदुषामू=विद्वानों को, मतः=अमी् है ॥ 


अर्थे:--( तत्वमसि ) इस वाक्य में भेद-संसर्गरूप अथवा अभेदसंसगंरूप 
वाक्यार्श नहीं अभीष्ट है; ( किन्तु यहाँ acna इस वाकय में ) अखण्ड एक 


रसरूप में ( aig स्वगत आदि Fa से रहित वस्तुमात्र के रूप में ) वाच्यार्थ 
विद्वानों को arate है ( पद्चदशी ७।७५ ) tt 


टिप्पणी--चाक्याथः--यहाँ वाक्यार्थ शब्द का प्रयोग वाच्यार्थ के अर्थ 
में हुमा हे । 


नीळयुत्पलमिति'"'न सङ्गच्छते--'तत्तमसि’ वाक्य के ‘aq’ एवं त्वम्‌ 
इन पदों से एक अखण्ड अर्थ की प्रतीति होनी आवश्यक है । किन्तु अखण्डार्थ 
की यह प्रतीति अभिधा वृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि “aq एवं, “त्वम्‌? पदों के 
वाच्याथों में पूणं साम्य नहीं है । अतः अखण्ड अर्श के बोध के लिये 'तत्त्वर्मास' 
इस वाक्य में लक्षणा-वृत्ति का सहारा लेना पड़ता है । किन्तु, नीलमुत्पलम्‌? 
इस वाक्य में अखण्ड अर्थ की प्रतीति अभिप्रेत नहीं है । इस वाक्य में चोळ पद 
का वाच्य अर्थ है नील गुण और उत्पल पद का वाच्य अर्थ है उत्पल द्रव्य | नील 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६२ वेदान्तसारः 


गुण उत्पल द्रव्य में श्वेत, रक्त आदि गुणों का व्यावत'क है और उत्पल द्रव्य घट, 
पट, आदि द्रयों का व्यावत'न करता है । अतः यहाँ परस्पर गुण-गुणि भाव 
सम्बन्ध होने के कारण कोई विरोध नहीं होता है अतः इसका विविध वाक्यार्था 
में कोई मी एक वाक्यार्थं माना जा सकता है। ये विविध वाक्यार्थ इस प्रकार 


हो सकते है -- | टॅ ड 
( १) (नीळ एवं उत्पल रूप ) दोनों पदों के वाच्य अर्था का परस्पर 


विशेषण-विशेष्य भाव सम्बन्ध | 

५ २ ) एक से विशिष्ट दुसरा पदार्थ, जैसे - "नीलत्वविशिष्टमुत्पळम्‌' अथवा 
“उत्पलत्वविशिष्टं नीलम्‌' । 

( ३) दोनों carat का ऐक्य ( अर्थात्‌ अभेद ), जेसे--तीलाभिन्नमुत्प- 
ay अथवा “उत्पळामिन्तं नीलम | 

“नीलमुत्पलम्‌? इस वाक्य के उक्त तीनों ही अर्थ किये जा सकते हैं। ऐसा 
करने में किसी प्रकार का विरोध भी नहीं होगा । किन्तु तत्त्वमसि’ इस वक्य में 
इस प्रक्रिया का आश्रय लेने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में विरोध होगा । जोव एवं 
ब्रह्म को एकता प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा तक से सर्वथा अनुपपन्न हे ) एक 
( जीव ) प्रत्यक्ष है और दूसरा ( ईश्वर ) परोक्ष, एक ( जीव ) अल्पज्ञ है और 
दुसरा ( ईइवर ) सर्वज्ञ आदि । अतः “नीलमुत्पलस्‌' इस वाक्य की भाँति 
“तत्त्वमसि? का अर्थ अभिधा वृत्ति के आश्रयण से नहीं निकल सकता । अतः 


` इसके लिये लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा । 


~ 


संसग:--वाक्य में प्रयुक्त पदों को आपस में जोड़नेवाले कारक या विभ- 
क्तियाँ जो सम्बन्ध प्रकट करती हैं उसे संसर्ग कहते हैं । यह संसर्ग दो प्रकार का 
होता है--( १ ) भेदरूप संसर्ग ( २ ) अभेदरूप संसर्ग । 

भेदरूप संसग-- जहाँ एक वाक्य में प्रयुक्त पदों का परस्पर सम्बन्ध विभिन्न 
-विभक्तियो के द्वारा प्रकट किया जाता है, वहाँ भेदरूप संसग होता है । ऐसे स्थल 
पर सामानाधिकरण्य का अभाव होता है । जैसे 'दण्डेन घटं निर्माति’ ( दण्ड से 
घट बना रहा है ) यहाँ पर दण्ड और घट में भिन्‍न-भिन्‍न विभक्तियों के सम्बन्ध 
से सामानाधिकरण्य नहीं है | 

अभेद संसग--जहाँ वाक्य में प्रयुक्त पद समान विर्भाक्तयो के द्वारा परस्पर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Same दी, dation Chennai and eGangotri 
atga Si कासमन्वितः ६३ 


अन्वित होते हैं, वहाँ अभेद संसर्ग होता है । पदों में समान विनक्तियों के होने से 
ऐसे स्थलों पर सामानाधिकरण्य हुआ करता है। अभेद संसर्ग के स्थल पर 
प्रायः विद्येष्य-विरोषण भाव पाया जाता है । 

'नीलमुत्पलं' की भाँति 'तत्त्वमसि' आदि वाक्य भी, पदों के समानविमक्तिक 
होने के कारण अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य के कारण, संसगं के इसी दुसरे भेद के 
अन्तगंत आते हैं । अतः इन वाक्यों में भी अभेद संसगं ही होना चाहिए । किन्तु 
ऐसा होता नहीं है, क्योंकि. “नीलमुत्पलं तथा 'ततत्वमसि'--इन दोनों के वाक्यार्थ- 
बोध की प्रक्रिया में अन्तर है । 'नीलमुत्पल' इस वाक्य में 'नील' पद नील गुण 
का तथा SIS’ पद उत्पल द्रव्य का वाचक है । अतः यहां पदों में गुण-गुणि- 
भाव या विशेष्य-विशेषण भाव मानने में कोई कठिनाई agi होती है । पर ‘aca: 
aR इस वावय में ‘aq’ एवं 'त्वं' इन दोनों पदों के अर्थों के द्रव्यरूप होने के 
कारण तथा परस्पर विरुद्ध होने के कारण भी अभेद-संसर्ग रूप वाच्यार्थ बाधित 
हो जाता हे । अतः वहाँ लक्षणा का आश्रय लेता पड़ता है । इसी बात को पञ्च- 
दशी के ‘dari वा विशिष्टो ar’ इस श्लोक में निर्दिष्ट किया गया है । 


'तत्त्वमसि' इस महावाक्य का अर्थे-ज्ञान अभिधा से नहीं हो सकता, उसके 
लिए लक्षणा का आश्रय लेना ही पड़ेगा । पहले लक्षणा के तीन भेद बतलाये 
गये है 1 उनमें भागलक्षणा ( जहदजहल्लक्षणा ) से ही अथ-ज्ञान सम्भव है-- 
यह बतलाने के पूर्व पहले जहल्लक्षणा से इसके अर्थ ज्ञान होने का खण्डन करने 
जा रहे.है-- 

अन्न "गङ्गायां घोषः प्रतिवसति’ इति वाक्यवञ्जल्लक्षणापि न 
सङ्गच्छते । तत्र तु गङ्गाघोषयोराधाराधेयभावळक्षणस्य TFT ENT- 
शेषतो चिरुद्धत्वाह्वाक्याशमरेषतः परित्यज्य तत्सम्बन्धितीरळक्षणाया 
युक्तत्वाञ्ञहल्ळक्षणा सङ्गच्छते | अत्र तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्ट- 
चेतन्येकत्वङक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधाद्भायान्तैरमपि परिः 
त्यञ्यान्यङक्षणाया अथुक्तत्वाञ्जहल्लक्षणा न सङ्गच्छते | 

न च गङ्गापदं स्वार्थपरित्यागेन तीरपदाथ यथा लक्षयति तथा 
तत्पद॑ं zao वा स्वार्थपरित्यागेन स्वम्पदार्थ तत्पदार्थं वा ळक्षयस्वतः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj वेदान्तसार: Chennai and eGangotri 
[न्तसार? 


KY 


कुतो जद्दल्लक्षणा न संगच्छत इति वाच्यम्‌ | तत्र तीरपदाश्रवणेन 
तदर्थांप्रतीतो लक्षणया तत्तीत्यपेक्षायामपि तत्त्वंपदयोः श्रूयमाणत्वेन 
तदथंग्रतीती लक्षणया पुनरन्यतरपदेनान्यतरपदाथे्रतीत्यपेक्षा- 
भावात्‌ ॥ ५५ ll 
asagi ( 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में ) 'गंगायां घोष: प्रतिवसति! 

( गंगा में अहोरों की बस्ती है) इस वाक्य की तरह जहल्लक्षणा भी संगत 
नहीं हो सक्ती । वहाँ ( अर्थात्‌ “गंगायां घोषः प्रतिवसति’ इस वाक्य में ) तो 
गंगा ( की धारा) और अहीरों का गाँव रूप जो वाक्यार्थ ( मुख्यार्थ ) है, 
उसके पूर्णतः बिरुद्ध होने के कारण, ( क्योंकि गंगा की थारा में गांव का होना 
पुर्णतः असगत है ), । वाच्यार्थ ) को GET से छोड़कर उस ( गज्भा-प्रवाह ) 
से सम्बद्ध गङ्गातीर में लक्षणा करना उचित होने से जहल्लक्षणा संगत होती 
है । किन्तु यहां ( ‘तत्वमसि’ इस वाक्य में ) तो परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चेतन्य 
एवं अपरोक्षत्व आदि से विशिष्ट चेंतन्य की एकरूपता वाक्यार्थ के केवल एक 
अंश में ही विरोध है । अतः यह उचित नहीं है कि अविरद्ध अंश को मी छोड़कर 
यहाँ सर्वथा भिन्न अर्थ में लक्षणा की जाय | इसलिए 'तत्वमसि' इस वाकय में 
जहल्लक्षणा नहीं संगत हो सकतो है | 

पूर्वपक्षी --जिस प्रकार gq पद अपने वाच्य अर्थ ( २ज्ञा-प्रवाह ) का 
परित्याग करके लक्षणा के द्वारा तीर पद के वाच्यार्थ ( तट ) का बोध कराता 
है, उसी प्रकार ‘aq’ पद अपने वाच्य अर्थ का परित्याग करके 'त्व' पद के अर्थ 
को और ‘ca’ पद अपने वाच्य अर्थ का परित्याग करके तत्‌” पद के अर्थ 
( अर्थात्‌ वाच्यार्थ ) को लक्षणा के द्वारा बोषित करावे तो जहल्ल& णा क्यों नहीं 
संगत हो सकती है ? ( अर्थात्‌ तब तो जहल्लक्षणा सङ्गत ही हो जायगी । ` 
तत्त्वमसीति वाक्यार्थबोधे जहल्लक्षणामपाकतुंमुपक्रमते। अत्रेत्यादिना 
अत्र='तत््रमसि’ इति वाक्ये, जहल्लक्षणा--वाच्यमर्थमशषतः परित्यज्य तत्स- 
ग्एन्धिनि अर्थात्तरे वृत्तिजंहल्लक्ष णा | तत्र= गङ्गायां घोषः प्रतिवसति’ इति वाक्ये, 
वाक्यार्थस्य=आधारमूतस्य गङ्भाप्रवाहस्य तथा आधेयभूतस्य घोषस्य वास afa 
वक्या्थस्येतयर्थ। | AAMT "अपेक्षाभावात्‌--श्रुते शब्दे मुख्यार्थबाध 
एव zanat: प्रवृत्तिमेवतीति सिद्धान्तः, वस्वमसीति वाक्ये तु पदश्रवणानन्तरमेव 
पदार्थप्रतीतिर्जायतेऽतो नावसरो लक्षणाया इत्यमिप्रायः li 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 कौमुदीटोकासमन्वितः ६५ 


सिद्धान्ती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । क्योंकि “गायां घोषः? इस 
वाक्य में तीर पद सुनाई नहीं पड़ता । अतः तीरपद के अर्थ की मी प्रतीति नहीं 
होती । इसलिए लक्षणा के द्वारा तीरपद के अर्थ की प्रतीति की अपेक्षा रहती 
है । ( यही कारण है कि वहाँ जहल्लक्षणा होती है । ) किन्तु यहाँ ( “सत्त्वमसि' 
इस वाक्य में ) ‘aq’ एवं त्व' पदों के सुनाई पड़ने -से उनके अर्थों की भी 
प्रतीति होती ही है । अतः फिर से लक्षणा के द्वारा ( “तत्‌? एवं “त्व? इन दोनों 
में किसी ) एक पद से किसी दूसरे पद के अथं की प्रतीति की अपेक्षा ही नहीं 
रहती (aa: “गंगायां घोषः' की भांति 'तत्त्वर्मास' इस वाक्य में जहल्लक्षणा 
हो ही नहीं सकती ) । 
टिप्पणी-लळक्षणा सङ्गच्छते-सुने गये वाक्य के मुख्य अथं के असंगत 
प्रतीत होनेपर मुख्य अर्थ से ही सम्बद्ध, वाक्य के पदों के द्वारा न सुनाई 
„ पड़नेवाले, पदार्थं में लक्षणा होती है-यह सिद्धान्त है। 'गंगायां घोषः' इस 
वाकय में “गंगा की धारा में अहोरों का गाँव है” यह कहा गथा हे । यहाँ गंगा 
की .घारा आधार है और घोष मधेय है । अतः मुख्य अथे यहाँ असंगत प्रतीत 
होता है, क्योंकि जलकी धारा में गांव का होना युक्तियुक्त नहीं है । मतः गंगा 
पद की गंगा-तट में लक्षणा की जातो है । तव अर्थ होता है--गंगा के एकदम 
तट पर ही बहीरों का गाँव है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि लक्षणा से 
उपस्थित होने वाला गंगातठ रूप अथं वाक्य के किसी पद से उपस्थित नहीं है ! 
अत; Set जहल्लक्षणा सम्भव है । 
किन्तु 'तत्त्वमसि? इस वाक्य में 'तत्‌' पद का अर्थं है-'परोक्षत्वादिविशिष्ट 
चैतन्यः और त्वं’ पद का अर्थ है--'अपरोक्षत्व आदि से विशिष्ट dan’ इन 
दोनों पदों से उपस्थापित अर्था में quia: विरोध न होने से यहाँ लक्षणा नहीं हो 
सकती | एक पद से दूसरे पद कें अथे का भी लक्षणा के द्वारा बोध नहीं कराया 
जा सकता, क्योंकि जब कोई शब्द अपनी अभिधा शक्ति से अर्थं कछबोध कराइ 


">. चरितार्थं हो जाता है, तब उसमें लक्षणा या व्यञ्जना के द्वारा किसी अन्य अर्थ 


Sata कराने की क्षमता समाप्त हो जाती है । 
“तत्त्वमसि! के अ्थ-ज्ञान में जहल्लक्षणा की असंगति दिखला कर -अब 
-अजहर्लक्षणा की भी असंगति का प्रदर्शत किया जा रहा है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६६ वेदान्तसारः 


अत्र शोणो धावति’ इति वाक्यवद्‌जहल्ळक्षणापि न सम्भवति | 
तत्र झोणगुणगमनलक्षणस्य वाक्य।थस्य विरुद्धस्वात्तदपरित्यागेन तदा- 
श्रयाश्वादिळक्षणया तद्विरोघपरिहारसम्भवादजहल्ळक्षणा सम्भवति | 
अत्र हु परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्येकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य 
विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्य कस्यचिदशीस्य लक्षितत्वे- 
ऽपि तद्विरोधपरिहारासम्भवादजहल्ळक्षणा न सम्भवत्येव । . 

न च तत्पदं वा स्वाथ वि रुद्धांशपरित्यागेनांशान्तरस हितं त्वंपदार्थं 
तत्पदार्थं वा ळक्षयत्बतः कथं प्रकारान्तरेण सागलळक्षणाङ्गीकरणमिति 
वाच्यम्‌ | एकेन पदेन स्वार्थाऱपदार्थन्तरोभयळक्षणाया असम्भवात्प- 
दान्तरेण तदशीप्रतीतौ लक्षणया पुनस्तत्प्रतीत्यपेक्षाभावाच्च ॥ ५६॥ 

a: agt ('तत्त्वमसि' इस वाक्य में “शोणो घावति' (अर्थात्‌ 'लाळरंग 
ats रहा है”) इस वाक्य को तरह अजहल्लक्षणा भी सम्मव नहीं है 1 क्योंकि 
वहाँ ( अर्थात्‌ “शोणो धावति’ इस वाक्य में ) छाल्गुण का गमनरूप जो वाच्य 
अर्थं है, उसके विरुद्ध होने के कारण उस ( लालगुण ) को न छोड़ते हुए उस 
( लालगुण ) के आश्रय अश्व आदि का लक्षणा के द्वारा बोध कराने पर ( दोनों 
पदों के ) उस विरोध का परिहार सम्मव हो जाता है । ( अत; वहाँ अजहल्लक्षणा 


के द्वारा लालगुण वाला अश्व दौड़ रहा है” यह अर्थ किया जाता है ) । 
किन्तु यहाँ (“तत्त्तमसि’ इस वाक्य में ) परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य 


तथा अपरोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य का एकतारूप जो मुख्यार्थ ( अर्थात्‌ 
वाच्य अथं ) है, उसके विरुद्ध होने के कारण उस ( मुख्य अर्थ ) को न छोड़ते 
हुए उस ( मुख्यार्थं ) से सम्बद्ध जिस-किसी ad के लक्षणा के द्वारा बोधित 
कराने पर भी उस विरोध के परिहार के सम्मव न होने से अजहल्लक्षणा 
सम्भव ही नहीं हो सकती है l 

= युकतयन्तरेण प्राप्तामजहल्लक्षणां खण्डय'त-उभयलक्षणाया असम्भवात- 
प्दश्रवणानन्तर समुपस्थिते विरोघे अविरुद्धे$शे लक्षणया लक्षिते सति पुनलंक्षणया 
पदार्थान3रस्य बोषनमसम्मवमेव “शब्दश्रुद्धिकमंणां विरम्य व्यापारामावः इति 
न्यायातु | एकेन पदेन युगपदेवाविसद्धस्वांशस्य पदार्थान्तरस्य च बोधनमपि लक्ष 
णया न सम्भवति सङृच्छतस्यंकस्य पदस्य युगपदुमयलक्षकत्वासम्मवादिति दिक्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SERS Rae! and eGangotri ६५9 


पू्ैपक्षी - ‘aq’ पद (i पद के अथं से ) विरुद्ध अपने अंश को छोड़ 
कर अवशिष्ट ( अर्थात्‌ त्व” पद के अर्थ से अविरुद्ध ) अंश के सहित ‘ca’ पद 
के वाच्य अर्थ का लक्षणा से बोध कराये, तथा इसी तरह 'त्बं' पद ( तत्‌' पद 
के अर्थ से ) विरुद्ध अपने अंश को छोड़ कर अवशिष्ट ( अर्थात्‌ “तत्‌' पद के अर्थ 
से अविरुद्ध ) अंश के सहित ‘aq पद के वाच्य अथं का लक्षणा से बोध कराये 
( तो महावाक्य के अर्थ-बोध में कोई कठिनाई न होगी )। अतः जहल्लक्षणा 
तथा अजहल्लक्षणा से भिन्त प्रकार के द्वारा माग-लक्षणा को क्यों स्वीकार 
किया जाय? ( अर्थात्‌ भागलक्षणा = जहदजहल्लक्षणा को मानने की आवस्‍्य- 
कता ही नहीं है ) । 

सिद्धान्ती ad, आपका कहना ठीक नहीं है । क्योंकि एक ही पद के 
द्वारा अपने वाच्य अर्थ के एक भाग तथा दूसरे पद के ( पूणं ) वाच्य अर्थ को 
लक्षणावृत्ति से बोध कराना असम्भव है । ( इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी 
है कि ) दुसरे पद के द्वारा उसके वाच्य अथ की प्रतीति के ( अभिधा से ही ) हो 
जाने पर लक्षणा के द्वारा पुनः उसी की प्रतीति कराने की अपेक्षा नहीं रह 
जाती है | ( अतः तुम्हारा कथन तक-सम्मत नहीं है ) । 

हिप्पणी--अत्र शोणो धावति ।'*'अजहल्लक्षणा सम्भव ति--मेळे 
में घुडदौड़ हो रही थो । भीड़ के पीछे से किसी ने पूछा कि कौन घोड़ा सर्वाधिक 
वेग से दौड़ रहा है ? उत्तर मिला--“'शोणो धावति” =लाल ( घोड़ा सर्वाः 
धिक वेग से ) दौड़ रहा है? किन्तु शोण-लछालरंग तो गुण है । अतः उसमें 
दौड़ने रूप क्रिया का होना स'सव ही नहीं है। क्रिया द्रव्य में होती है, गुण में 


नहीं । गुण भी स्वयं द्रव्याश्रित होता है । अतः “शोणो घावति' इस वाक्य का 


वाच्य अर्थ --“लाळरंग दौड़ रहा है” अनुपपन्न होता है । तब शोण पद की 
लक्षणा योणगुणविशिष्ट अस्त्र में होती है । लक्ष्याथं होता है--लाल रंगवाला 


चोड़ा दौड़ रहा है । यहाँ “योण' पद अपना बोध कराते हुए भी अपने आश्रय : 
अद्व का बोध कराता है । इस वाक्य में मुख्य अथं का विना भरित्याग खमि 


अश्व का लक्षणा से बोघ कराने के कारण अजहल्लक्षणा संगत होती है । 


अन्न तु'""न सम्भवत्येव-किन्तु 'तत्त्वमसि' इस वाकय में अजहल्लक्षणा . 


सम्भव हो नहीं हो सकती । यहाँ तत्‌ पद का वाच्याथं है--परोक्षत्व आदि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


at आ INC HF —_—__———— * 


| 


Digitized by Arya Samaj तीर n Chennai and eGangotri 
द्द रै ya वदी g 


से विशिष्ट “चैतन्यः तथा 'त्वं’ पद का वाच्यार्थं है अपरोक्षत्व आदि से विशिष्ट 


चैतन्य” । इन दोनों पदों के अर्थों की एकता ही यहाँ अभिप्रेत है 1 परन्तु यह 
एकता तब तक सम्मव नहीं है जब तक कि दोनों पदों के “tena आदि से 
विशिष्ट' तथा 'अपरोक्षत्व आदि से विशि” इन परस्पर विरुद्ध अंशों का परि- 
त्याग न कर दिया जाय। अजहल्लक्षणा के बल पर ‘aq’ एवं ‘ta’ पद अपने- 
अपने अथो का परित्याग किय विना यदि किसी अर्थ को लक्षित भी करावें तब 
भी विरोध का परिहार न हो सकेगा। फिर लक्षणा का आश्रय लेना भी 
निष्फल होगा। यही कारण है कि 'तत्त्वमसि' इस वाकय में अजहल्लक्षणा 
सम्भव ही नहीं है। | 

महावाक्य का अथ-ज्ञान जहल्लक्षणा तथा अजहल्लक्षणा से सम्मव नहीं है । 
अत: उसके लिये 'मागलक्षणा ही एकमात्र उपाय हे । इसका सोदाहरण प्रति- 


पादन किया जा रहा हे-> 
तस्माद्यथा ‘aise देवदत्तः इति वाक्यं तदर्थो वा तत्कालेतत्काल- 


विदिष्ट-देवदत्तलक्षणस्य वाक्‍याथेस्यांशे विरोधा दिरुद्धतत्कालैतत्काळः 
fafscain परित्यज्याविरुद्धं देवदत्तांहमात्रं लक्षयति, तथा “तत्त्व 
मसि’ इति वाक्य” तदुर्थो वा परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविरिषष्टचेतन्ये 


yasama वाक्याथस्यांरे विरोधाह्विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वादि- . 


विशिष्टत्वांशं परित्यञ्याविरुद्भमखण्डचेतन्यमात्रं लक्षयतीति ॥ ५७॥ 
अथे:--इसलिये जिस प्रकार “सोऽयं देवदत्त’ यह वाक्य अथवा इसका 
वाच्य अर्थ, “मूतकाळ, विशिष्ट देवदत्त ही वतंमानकाल विशिष्ट देवदत्त है” इस. 
वाक्याथ के एक भागमात्र में विरोध होने के कारण विरुद्ध माग “भूतकाळ 
विशिष्टत्वः एवं 'वर्त॑मानकाळविशिष्टत्व’ का परित्याग कर केवल देवदत्त भाग 
को ही लक्षणा के द्वारा बोधित कराता है । उसी प्रकार 'तत्वमसि” यह वाक्य 
अथवा इसका वाच्य अर्थ 'परोक्षस्वादि "विशिष्ट जेतन्य' तथा 'अपरोक्षत्व आदि से 


"विशिष्ट daar के एकतारूप वाच्याथं के केवंछ एक भागमात्र में विरोध होने के 


कारण, विरुद्ध माग 'परोक्षत्वादि-विशिष्टत्व' तथा अपरोक्षरवादिविशिष्टरव? को 
छोड़ कर अविरुद्ध ( अर्थात्‌ ‘aq’ एवं 'त्व'--इन दोनों पदों के अर्थो में प्राप्त ) 


अखण्ड चंतन्यमात्र को ` लक्षणा (अर्थात्‌ भागलक्षणा) के द्वारा बोधित कराता है १. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कौमुदीटीकासमन्वितः ६९ 


टिप्पणी--भागटक्षणा--भागलक्षणा या जहदजहल्लक्षणा वहाँ होती है, 
जहाँ कि कोई शब्द अपने समुचे अथे के एक भाग को छोड़ कर दुसरे भाग को 
लेते हुए किसी अन्य अर्थं को लक्षित कराता है । 

“तत्त्वमसति' इस महावाक्य का वेदान्त-सम्मत अर्थ कर लेने के बाद अब 
अधिकारी की अनुभूति का वर्णन किया जा रहा है, जो उसे अज्ञान की 
निवृत्ति के पश्चात्‌ ‘ag ब्रह्मात्मि'-'मैं ब्रह्म हुँ' के साक्षात्कार से होती है-- 
अथाधुना “अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यनुभववाक्यार्था वण्यते। 'एवमाचायणा- 
ध्यारोपापवाद्पुरस्सरं दत्त्व॑पदार्थों शोधयित्वा वाक्‍येनाखण्डाथे5वबो- 
घिते5धिकारिणो5हं नित्यभुद्धवुद्धयुक्तसत्यस्व भावपरमानन्दानन्ताद्वयां 
ब्रह्मास्मीत्यखण्डाकाराकारिता वित्तवृत्तिरुदेति। सा तु चित्मतिबिम्ब- 
सहिता सती प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परं ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गताज्ञानमेव 
बाधते | तदा पटकारणतन्तुदाहे पटदाहवदखिलकारणे5ज्ञाने बाधिते 
सति तत्कार्यास्याखिलस्य बाधितत्वात्तदन्तभूंताखण्डाकाराकारिता 
चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति | तत्र प्रतिबिम्बितं चैतन्यमपि, यथा 
ढीपप्रभादित्यप्रभावभासनासमर्था सती तयाभिभूता भवति, तथा 
स्वयंप्रकाशमानप्रत्यगभिन्नपरत्रह्माचभासनानहतया तेनाभिभूतं सत्‌ 
स्वोपाधिभूताखण्डचित्तवृत्तबाधितत्वाददपणाभावे मुखप्रतिबिम्बस्य 
मुखमात्रत्ववतत्यगभिन्नपरत्रह्ममात्रं भवति ५८॥ >: 

अर्थः--( तत्वमसि’ ) इस ( महावाक्य के विवेचन ) के बाद अब “ag 


ब्रह्मास्मि”८ मैं ब्रह्मा हुँ” Mele = में तहा इत. te ह तरह के व्रह्मताक्षात्काररूप अनुभव को कराने 
— अनुभववाक्यार्थ विवृणोति - अथेत्यादिना | 'मंगलान्तरारम्म प्रलकार्त्स्त्ये- 
can ay इत्यमरकोशवचनाद्‌ “उपदेशवाक्यनिरूपणानत्तर्यमथशब्दार्थः' । 
नित्येत्यादिना ब्रह्म विशिनष्टि- तत्र नित्यपदेन ब्रह्मणोऽनित्यत्वं निराकरोति 
शुद्धपदेनाऽविद्यादिराहित्येम्‌ । बुद्धपदेन तच्चैतन्यं प्रतिपाद्य जाडचं परिइुरति। मुत्त 
पदेन निखिलोपाधिशून्यताम्‌ । सत्यपदेन तित्यविताशिस्वभावत्वम्‌ । परमानन्दपदेन 


संसारानन्दाद्वलक्षण्यं प्रतिपादितम्‌। अखण्ड़ाकाराका रितार्अलप्डब्रह्माकार- 
विशिष्टा । तदूगताज्ञानम्‌ ==्रह्मविषयकमत्ञानम्‌ । पर ब्रह्म--अनेन कार्यत्रह्मण, 
सोपाधिकब्रह्मण इत्यर्थः, विषयत्वं व्यावर्तितम्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७० वेदान्तसारः 


वाले वाक्य का अर्थ बतलाँया जा रहा है | इस प्रकार अचायं के द्वारा आध्यारोप 
एवं अपवाद की प्रक्रिया के माध्यम से 'तत्‌' और ca’ पदों के अर्थो का विवेचन 
करके ( “तत्त्वमसि” इस ) वाक्य के द्वारा अखण्ड-ब्रह्मरूप अथं का बोध करा दिये 
जाने पर अधिकारी (मुमुक्षु के मन) में “मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, स्वभाव 
चाला परमानन्दरूप, अनन्त और अद्य ब्रह्म हूँ” इस तरह को अखण्ड ब्रह्म के 
आकार को धारण करने -वालो चित्तवृत्ति उदित होती है । वह चित्तवृत्ति 
चिदात्मा के प्रतिबिम्ब से युक्त होती हुई प्रत्यगात्मा से अभिन्न, अज्ञात परब्रह्म 
को विषय बना कर ब्रह्मविषयक अज्ञान का ही दमन कर देती है । उस अवस्था 
में ( अर्थात्‌ अज्ञान के दमित कर दिये जाने पर ), जैसे पठ के कारण तन्तुओं के 
जल जाने पर पट भी जळ जाता है, उसी तरह, सकळ प्रपः्च के कारण अज्ञान 
के बाधित हो जाने से उस (A) के अन्दर आनेवाली, अखण्डव्रह्म के आकर 
से आकारित चित्तवृत्ति मी बाधित ( विनष्ट ) हो जाती है । 

' जैसे दीपक की ज्योति gi की प्रमा को प्रकाशित करने में असमर्थ होतो 
हुई उस ( सूर्य-प्रभा ) से अभिभूत हो जाती है, वैसे ही चित्तवृत्ति में प्रतिबिम्बित 
चैतन्य ( चिदाभास ) भो स्वयं प्रकाशित प्रत्यगात्मरूप परब्रह्म को प्रकाशित 
करने में असमर्थ होने के कारण उस ( ब्रह्म से अभिभूत होकर अपनी उपाधिः 
रूप अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति के विनष्ट हो जाने के कारण प्रत्यगात्मा से 
अभिन्‍न परमन्रह्ममात्र हो जाता है, जैसे कि दपंण के अभाव में ( दपंण में 
दिलाई पड़ने वाळी ) मुख की परछाई मुख मात्र हो जाती है ॥ ५८ ॥ 

टिप्पणी-अहं त्रह्मास्मि-यह महावाक्य अनुभव वाक्य है, जब कि eaaa 
यह उपदेश वाक्य है । अनुभव का अथे है ब्रह्म का आन्तरिक साक्षात्कार | 

तदा पटकारणतन्तुदाहे'''चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति-पट का 

Frain arg से होता है । तन्तु पट के कारण हैं । यदि ये तन्तु जल कर न हो 
जाय तो पट भी नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह समस्त YA की 
रचना अज्ञान के कारण होती है । इसके निर्माण में अज्ञान ही कारण है । जब 
चित्तवृत्ति उस अज्ञान को ही विनष्ट ( बाधित ) कर देती है, उस समय 


उसका कार्यं सारा जगत्प्रपच भी समाप्त हो जाता । उस समय स्वयं Fe 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ऽवाको भुंदीहीकांसम fegennai and eGangotri ७१ 


चित्तवृत्ति मी समाप्त ही हो जाती है, क्योंकि वह भी जगत्‌ के हो मन्तगेत हे । 
फिर ब्रह्म ही व्रह्म अविशिष्ट रहता है ॥ ५८॥ 
मात्मसाक्षात्कार के विषय में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाली श्रृतियों में 
किस प्रकार का विरोध नहीं है, इसे सोदाह'ण प्रतिपादित कर रहे हैं-- 
wag सति 'मनसँवानुद्रष्टव्यं’ 'यन्मनसा न सुते’ इत्यनयोः 
्रुत्योरविरोधो बृ्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण फळव्याप्यत्वप्रतिषेधप्रतिपाद्‌- 
नात्‌। तदुक्तम्‌ 
“फूलव्याप्यत्वमेचास्य राख्कृद्भिनिवारितम्‌। 
ब्र्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्या प्तिस्पेक्षिता! | इति ॥ 
“स्वयं प्रकाझमानस्वान्नाभास उपयुज्यते’ | इति च ॥ 


जडपदार्थाकाराकारितचित्तव्त्तेविशेषोऽस्ति | तथाहि--अयं घट 
इति घटाकाराकारितचित्तव्ृत्तिरज्ञातं घटं विषयीकृत्य तदूगताज्ञान- 
निरसनपुरस्सरं स्वगतचिदाभासेन जड घटमपि भासयति | तदुक्तम्‌- 
बुद्धितत्स्थचिदाभासी द्वावेतौ व्याप्बुतो घटम्‌। 
तत्राज्ञानं धिया नञयेदाभासेन घटः स्फुरेत' इति ॥ 
यथा दीपप्रभामण्डळमन्धकारगतं घटपटादिकं विषयीकृत्य 
तदूगातान्धकारनिरसनपुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयतीति ॥ ५९ ॥ 
अर्थः--( ब्रह्मसाक्षात्कार की प्रक्रिया के ) ऐसी होने पर ही “मन के द्वारा 


ही उसका दर्शन करना चाहिये” ( वृहृदा० ४1२1१९ ), 'जो मन के द्वारा 
नहीं जाना जाता? ( केनोपनिषद्‌ ।५ ) इन दोनों श्रुति-वचनों में कोई विरोध 
नहीं होता, क्योंकि (वेदान्त-ग्रन्यो में) ब्रह्म का चित्तवृत्ति के द्वारा व्याप्त किया 
जाना स्वीकार किया गया है, किन्तु फल ( अर्थात्‌ चिदामास, चित्प्रतिबिम्ब ) 
के द्वारा उस ( ब्रह्म ) के व्याप्त किये जाने का निषेध किया गया है । यही बात 
( विद्यारण्य स्वामी के द्वारा ) कही. गई है 

अन्वयः--शास्त्रकृद्भिः, अस्य, फलव्टाप्यत्वम्‌, एव, निवारितम्‌; (किन्तु), 
ब्रह्मणि, अज्ञाननाशाय, वृत्तिव्यातिः, अपेक्षिता; (ब्रह्मणः), स्वयम्प्रकाशम!नत्व!त्‌, 
आभासः, न, उपयुज्यते ॥ ककः द 


————— 


एवं च सतीति। त्रह्मणि-त्रह्मविषयके, क ब तीति ब्रह्मणि-त्रह्मविषयके, आभासः-चिदामास इतर्थः 
तदाभासायेति शेष: । festa: a: 'घिया=्अखण्डाक्ाराकारिउचित्तवृत्त्या 1 
इति--इति शब्दो$नुमववाक्याथंनिर्पणसमाप्तिपः । ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७२ Digitized by Arya Sanifu Chennai and eGangotri 


झब्दार्थः--शास्त्रकृदूसिःनशासत्रकारों के द्वारा, अस्यरइस ब्रह्म की, 
फलव्याप्यत्वम्‌-फलव्याप्यता ( अर्थात्‌ चिदाभास से प्रकाशित होना ), एव== 
ही, निवारितमू-निषिद्ध किया गया है; ( किन्तु>परन्तु ), ब्रह्मणि=ब्रह्म- 
विषयक, अज्ञाननाशाय=अज्ञान के विनाश के लिये, वृत्तिव्या प्रिः=चित्तवृत्ति 
की व्याप्ति ( अर्थात्‌ चित्तवृत्ति के द्वारा ब्रह्म को विषय बनाना ), अपेक्षता= 
अपेक्षित ही है; (ब्र्मणः=ब्रह्म के), स्वयस्प्रकादामानत्वात्तृनस्वयं प्रकाशभान 
होने के कारण, आभासः=चिदामास, न=नहीं, उपयुञ्यते=उपयोगी है ॥ 
अथीः-_शास्त्रकारों के द्वारा इस ब्रह्म को फलव्याप्यता ( अर्थात्‌ चिदा मास 
से प्रकाशित होना ) ही निवारित किया गया है; किन्तु बरह्म-विषयक अज्ञान के 
| विनाश के लिये चित्तवृत्ति की व्याप्ति ( अर्थात्‌ चितवृत्ति के द्वारा ब्रह्म को विषय 
बनाना ) अपेक्षित हो है ( ब्रह्म के ) स्वयं प्रकाशमान होने के कारण ( उसको 
प्रकाशित करने के लिये ) चिदाभास नहीं उपयोगी है ॥ ( पञ्चदशी ७९२) ॥ 
(seus ब्रह्म के आकार से आकारित चित्तवृत्ति की अपेक्षा ) जड पदार्थ 
के आकार से आकारित चित्तवृत्ति में अन्तर हे । जैसे कि--'यह घट 2’ इस 
ज्ञान में घट के आकार से आकारित चित्तवृत्ति अज्ञात घट को अपना विषय बना 
कर सर्वप्रथम घट-विषयक अज्ञात को दुर करके लपने में स्थित ( अर्थात्‌ चित्त- 
वृत्ति में स्थित ¦ चिदामास के द्वारा जड घट को नी प्रकाशित करती है 1 यही 
कहा मी गधा है-- 
अन्वयः--बुद्धितत्स्यचिदामासो, at, अपि, घटम्‌, व्याप्नुतः, तत्र, धिया 
अज्ञानम्‌, नश्येत्‌, ( तथा ), भाभासेन, भटः, स्फुरेत्‌ | 
शब्दाशी --बुद्धितत्स्थचिदाभासोस्वुद्धि और बुद्धि में स्थित चिदामास 
द्वौ = दोनों, अपि = ही, घटम्‌ = घट को, व्याप्लुतः-व्याप्त करते हैं, अपना 
fasa बनाते हैं; तत्र = उसमें, धिया = बुद्धि के द्वारा ( अर्थात्‌ चित्तवृत्ति के 
द्वारा), अज्ञ[नम्‌=(घटविषयक) अज्ञान, नक्येत्‌=नष्ट होता है, (तथा-और), 
आ्यसेन्सचिक्षमास के द्वारा, घटः=घट, सफुरेतू=प्रकाशित होता है ॥ 
अथः-ब्रुद्धि ओर बृद्धि में स्थित चिदाभास-दोनों ही-घटको व्याप्त करते 
हैं ( अर्थात्‌ अपना विषय बनाते हैं ) । उसमें बुद्धि के द्वारा ( अर्थात्‌ चित्तवृत्ति 
के द्वारा ) घट-विषयक अज्ञान न्ट होता है, ( और ) चिदाभास के द्वारा घट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ०० मदी धिभिन्वितिः and eGangotri 


प्रकाशित होता है । । (qaa ७1६१ ) ।।; जैसे कि दीप का प्रभा-मण्डल, 
अन्धकार में स्थित घट, पट आदि को विषय बनाकर, उनको घेर कर स्थित 
अन्घकार को दूर मगाकर अपनी प्रभा से उन ( घट, पट ) को भो प्रकाशित 
करता है ! 
` -रिप्पणी--वृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण फल्व्याप्यत्वप्रतिषेधप्रतिपाद- 
नात्‌--इस aad को समझने के लिए चेदान्तियों के लौकिक ज्ञान को उत्पत्ति 
की प्रक्रिया समझनी होगी । उनका कहना है कि जैसे तालाब का पानी नाछो से 
निकल कर बयारियों में प्रवेश करके उन्हीं ( क्यारियों ) के आकार में फैछ 
जाता है अर्थात्‌ उन्हीं के आकार को धारण कर लेता है, उसी प्रकार चित्तवृत्ति 
भा चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वार से घट, पट आदि विषयों के स्थान पर जाकर 
उन्हीं के आकार में परिणत हो जाती है। यही चित्तवृत्ति के द्वारा घट, पट 
आदि का व्याप्त किया जाना वृत्ति की व्याप्तता है । इससे घट के विषय में होते 
वाला व्यक्ति का अज्ञान विनष्ट होता है । चित्तवृत्ति के विषयांकार परिणत हो 
जाने पर उसमें प्रतिबिम्बित चैतन्य ( चिदाभास ) के द्वारा उस धट, पट मादि 
का स्फुरण=प्रकाशन होता है । चिदामास के द्वारा घट, पट के इस स्फुरण को 
ही फल-व्याप्ति कहते हैं । 
ऊपर बतलाई गई ब्रह्मसाक्षात्कार की प्रक्रिया से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि ब्रह्मज्ञान के लिये genfa तो आवश्यक है, क्योंकि उसी से ब्रह्मविषयक 
सज्ञान विनष्ट होगा । किन्तु ब्रह्म में फल-व्याप्ति के लिए अवसर ही नहीं है, 
क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है । अतः चिदाभास के द्वारा उसका प्रकाशित 
किया जाना सम्भव ही नहीं है । 
ब्रह्म के साक्षात्कार करने की अवधि तक श्रवण आदि को आवश्यकता का 
प्रतिपादन करते हुए उनके स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं--- 
एबंभूतस्वस्वरूपचेतन्यसाक्षात्कारपय्यन्तं श्रवणमनननिंदिध्यास- 
नसमाध्यनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेऽपि प्रदश्यन्ते | > च 
zai नाम षडविधलिज्ञेरशेषवेदान्तानामद्वितीये वस्तुनि तात्पः 
यीबधारणम्‌ | लिङ्गानि तूपक्रमोपसंद्वाराभ्यासापूर्वंताफार्थवादोपप- 


। Ne l 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya'Collection. 


ae 


oy Digitized by Arya ऽ१प्रेधात्तिक्षी११।०n Chennai and eGangotri 
तत्र प्रकरणप्रतिपाद्यस्या्थेस्य तदाद्यन्तयोरुपपादनसुपक्रमोपसंहारो। 
यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरणप्रतिपाद्यस्या(द्वतीयवस्तुनः “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌? इत्यादो 'ऐतदात्म्यमिदं सवम्‌’ इत्यन्ते च प्रतिपादनम्‌ 
प्रकरणप्रतिपाद्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पौनःपुन्येन प्रतिपादनमभ्यासः | 
यथा तत्रेवाद्वितीयवस्तुनो मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्वः प्रतिपादनम्‌ | 
प्रकरणप्रतिपादयस्याद्वितीयवस्दुनः प्रमाणान्तराविषयीकरणमपू- 
वंता। यथा तत्रेवाद्वितीयवस्तुनो मानान्तराविषयीकरणम्‌ | 
फळं तु प्रकरणप्रतिपाद्यस्यात्मज्ञांनस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र 
श्रूयमाणं प्रयोजनम्‌ | यथा तत्र 'आचायवान्‌ पुरुषो बेद तस्य तावदेव 
) fat यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये' इत्यद्वितीयवस्तुज्ञानस्थ तत्प्राप्ति 
प्रयोजन श्रयते | 
प्रकरणप्रातपाद्यस्य तत्र तत्र प्रदंसनमथवादः । यथा तत्रेव 'उत 
तमा देशमप्राक्ष्यो येनाश्रतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌' 
इत्य द्वितीयचस्तुप्रञांस नम्‌ | 
प्रकरणप्रतिपाद्याशेसाघने तत्र तत्र श्रमसाणा युक्तिरुपपत्तिः | यथा 
तत्र यथा सौम्यंकेन akaa सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ इत्यादावद्वितोयवस्तुसाधने 
शकारस्य वाचारम्भणमात्रत्ते युक्तिः श्रयते ॥ ६० ॥ 
अथः अपने स्वरूपभूत 'चंतन्य के इस प्रकार से साक्षात्कार होने तक श्रवण 
मनन, निदिध्यासन तथा समाधि के अभ्यास के अपेक्षित होने के कारण ( यहाँ ) 
उन्हें भी प्रदर्शित किया जा रहा है । 
सम्पूणं वेदान्त-वाक्यों का, छः प्रकार के लिङ़गों से, अद्वितीय ( ब्रह्मरूप ) 
वस्तु में तात्पयं का निश्चय करना श्रवण है। ये लिंग हैं-(१) उपक्रम और 
उपसंहार (२) अभ्यास (३) अपुवंता (४) फल (५) अर्थवाद और (६) उपपत्ति । 
इनमें प्रकरण के प्रतिपाद्य अथे का उस ( प्रकरण ) के आदि और अन्त में 
उपपादन करना ही क्रमशः उपक्रम ओर उपसंहार है 7 जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


अबणं नामेति | तात्पर्य बधारणम्‌-तासर्यस्य=अभिप्रायस्य अवधारणम्‌ 
युक्त्योपपादनमर्थनिशचयश्चेति | लिङ्गानि --छीनम्‌=जोवस्य ब्रह्मणश्चैकात्म्यरूप- 


मथ गमयन्ति=सुचयन्तीति छिंगानि। चिकारस्य=कार्यस्य । वाचान्वाण्या 
आरम्भणम्‌ङ्क्रथनम्‌ ॥ 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 

Digitized by Arya aaa, ae and eGangotri ७% | 
के छठे अध्याय में प्रकरण के प्रतिपाद्य ( ब्रह्मरूप ) अद्वितीय वस्तु का 'एकमेवा- 
aa ( ६।२।१ ) अर्थात्‌ “एकमात्र अद्वितीय (सत्‌ ही था)” यह प्रारम्भ में 
तथा 'ऐतदात्म्यमिदं TAM (uas) अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण प्रपः्च इस (सत्सं- 
ज्ञक) आत्मा से आत्मवातन्‌ है! । यह अन्त में प्रतिपादित किया गया है। 

प्रकरण के प्रतिपाद्य अर्थ का उस ( प्रकरण ) के मध्य में बार-बार प्रति- | 
पादन करना अभ्यास है। जैसे वहीं ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे अध्याय में 
ही ) अद्वितीय वस्तु का उस प्रकरण के मध्य में 'तत्त्वमसि' ऐसा नौ बार प्रति 
पादन किया गया है | 

प्रकरण के प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का ( श्रुति के अतिरिक्त ) किसी दूसरे 
प्रमाण का विषय न बनाना (अर्थात्‌ श्रुति के अतिरिक्त अन्य प्रमाण से उसकी 
सिद्धि न करना ) अपूर्वता है । “जैसे उसी प्रकरण में अद्वितीय वस्तु (ब्रह्म) का 
किसी दूसरे प्रमाण का विषय न होना है । 

प्रकरण के प्रतिपाद्य आत्मज्ञान का अथवा आत्मज्ञान के अभ्यास का यत्र-तत्र 
सुनाई पड़ने वाला प्रयोजन हो फल है। जैसे वहाँ 'पर “आचार्यवान्‌ पुरुषो _ 
वेद! तस्य ताचदेब चिरं यावन्न विमोक्षेऽथ सम्पत्स्यते’ (६।१४।२) अर्थात _ 
aaa पुरुष हो आत्मा को जानता हे । उसके लिए तो तमो तक देर हैं, 
जब तक कि ag इस शरोर से अलग नहीं हो जाता । उसके बाद तो वह ब्रह्म हो 
हो जाता है ।' इस तरह अद्वितोय वस्तु के ज्ञान का प्रयोजन उसकी प्राप्ति कहीः 


गई है | 
प्रकरण के प्रतिपाद्य वस्तु को यत्र-तत्र प्रशंसा करना ही अथंवाद है । जैसे 


वहीं पर sa तमादेशमप्राक्ष्यो AAAS शुतं भवत्यमतं मतमविज्ञार्त 
विज्ञातम्‌’ (६।१।३) अर्थात्‌ क्‍या आपने (आचार्य से) उस आदेश (प्र्न) को 
पुछा है ? जिसके सुन लेने पर बिना सुना हुआ भी सुना हो जाता है ।, बिता 
विचारा हुआ विचारित हो जाता है, अज्ञात मी विज्ञात हो जाता है। इस 
प्रकार अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा की गई है । 
प्रकरण के प्रतिपाद्य अथं ( वस्तु ) को सिद्ध करने के लिए स्यान-र्‍्यान प्र 
वर्णित युक्ति ही उपपत्ति है, जैसे वहीं पर “सौम्यैकेन सलिण्डेन सव WAA 
विज्ञातं स्याद्वाचादम्भणं विकारो नामधेयं मत्तिकेत्येव सत्यम्‌" 
' (quy) अर्थात्‌ “हे सौम्य, एक मिट्टी (के ges) को जान लेने पर सम्पूर्ण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
"७६ वेदान्तसारः 


-मृण्मय पदार्थं ज्ञात हो जाते हँ । विकार (कार्य) तो वचन से कहने के लिए नाम- 
मात्र है, सत्य हो एकमात्र (कारणरूप) मृत्तिका ही है।” इत्यादि वाक्यों में 
अद्वितीय वस्तु ( ब्रह्म ) की ( सत्यता की ) सिद्धि के लिए विकार को एकमात्र 


'वाणी से कहने मर के लिए युक्ति प्रदान की है॥ ६०॥ 
टिप्पणी -लिङ्गानि--जीव और ब्रह्म की अभिन्नता रूप अदृष्य वस्तु को 


-वतळाने के कारण उपक्रम आदि को किंग कहते हैं । 

. अपूता -मीमांसक भौर वेदान्ती यह मानते हैं फि शास्त्र को अज्ञात का 
-ञ्चापक होना चाहिये-'अज्ञातज्ञापकं शास्त्रम्‌? तकं आदि से जिस ब्रह्म की 
fafa नहीं होती उपनिषदे तथा वेद उसी ब्रह्म का उपदेश करते हैं । यही है 

उनकी अपुवेता | 

उपपत्तिः--जो व्यक्ति मिट्टी के एक टुकड़ेको तत्त्वत: जान लेता हे, वस्तुतः 
'वही मिट्टी से बने सम्पूर्ण पदार्थों को जान लेता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े, सकोरे 
आदि जितने मी काये हैं वे सब मिट्टी ही हैं। तात्त्विकरूप से सब में मिट्टी हो 
'मिट्टी है और वही सत्य भी है । घट, सकोरा आदि नाम तो एकमात्र वाणी से 
“कह कर व्यवहार चलाते भर के लिए हैं । इसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ कार्ये- 
ST यह सारा जगत्‌ परमार्थतः ब्रह्म हो है। ब्रह्म के अछावा इसकी कोई अलग 
'सत्ता ही नहीं है । कारण ही सत्य होता है, कार्य नहीं ॥ ६० n 
Aa an के अनन्तरं अब मनन, निदिध्यासन तथा समाधि का स्वरूव बतलाने 


- सननं तु श्रुतस्याद्वितीथवस्तुनो वेदान्तानुरुणयुक्तिभिरनवरतमनु- 


चिन्तनम्‌। विज्ञातोयदेह्दादिप्रत्ययरहिताहितीयबस्तुसजातीयप्रत्ययप्र- 


वाहोनिदिध्यासनम्‌। समाधिहिं विधिः सविकल्पको निविंकल्पकइचेति 
तत्र सविकल्पको नाम ज्ञाउज्ञानादिविकल्पलयानमेक्षयाऽद्वितीय वस्तुनि 


तदाकाराकारितायाश्चितबृत्तेरवस्थानम्‌। तदा मृण्मयगजादिभानेऽपि 
| सृद्धानवद द्वेतभाजेप्यद्वेतं वस्तु भासते। तदुक्तम्‌ 


‘qheret गगनोपमं परं सकृद्धि भातं त्वजमेकमक्षरम्‌ | 
अलेपकं सर्गेगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तमोम्‌ ॥इति॥६१॥ 


मननमिति। वेदान्तानुरुणयुक्तिभिः-ेदान्तस्य अनुगुणाः-अनु रूपा: या; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya २ मुदी aaron oan and eGangotri 
मुदोरटीकासमस्वितः ७७. 


अशीः--( गुरु के उपदेश ) में जिसका श्रवण किया जा चुका है, अथवा 
( उपनिषदों में ) जिसका अध्ययन किया गया है, उस अद्वितीय वस्तु का, वेदान्त 
के अनुकूल युक्तियों के द्वारा, निरन्तर चिन्तन करना हो मनन है। देह आदि के 
विषय में होनेवाले विजातीय ( बेमेल ) विचारों से रहित, अद्वितीय वस्तु के 
सजातीय ( सदृश ) विचारों को ( मन में ) प्रवाहित करना ही निदिध्यासन है । 
समाधि दो तरह की होती है--( १ ) सविकल्प और ( २ ) निविकल्पक । इसमें 
ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय के विकल्प (विभाग ) के लय ( समाप्ति ) को अपेक्षा fear: 
किये उस अद्वितीय वस्तुरूप ब्रह्म के आकार को धारण करने वाली चित्तवृत्ति को 
अद्वितीय वस्तु ( ब्रह्म ) में लगाना हो सविकल्पक समाधि है । उस अवस्था 
में, मिट्टी के बने हुये गज आदि की प्रतीति होने पर भी जैसे वस्तुतः मिट्टी की 
ही प्रतीति होती है ( कि यह हाथी मिट्टी ही है ), उसी तरह इत की . प्रतीतिः 
होने पर मी वस्तुतः ada वस्तु की ही प्रतीति होती है । यही बात ( उपदेश- 
साहस्री में ) कही भी गई है-- 
अन्वयः--यत्‌, ERRIETA, गगनोपमम्‌, परम्‌, सकृद्रिंभातमु, तु, अजम्‌, 
एकम्‌, अक्षरम्‌, अलेपकम्‌, सर्वगतम्‌, अद्वयम्‌, ( अस्ति „ ततु, एव, अहम्‌, 
( अत! ), सततम्‌, विमुक्तम्‌, ( अस्मि ) ॥ 
शब्दाथी:--यतूत्जो चेतव्य, दृशिस्वरूपम्‌नसाक्षिस्वरूप. है, गगनों- 
पसस=आकाशञ्च के समान { सर्वव्यापक ), TAZAMA, सक्ृद्विभातम्‌= 
संदा एक समान प्रकाशित होने वाळा, तु=्भौर, अजम्‌=जन्म-रहित, एकम्‌ 
=एक ( अर्थात्‌ सजातीय तथा विजातीय भेदों से रहित ), अक्षरम्‌=अविवाश्ची, 
अलेपगमू-अविद्या आदि दोषों से रहित, सबंगतम्‌=सब में अनुस्यूत, अद्यम्‌ 
aza, ( अस्ति-है ), तत्‌=वह, एव=ही, अहमू-मैं है, ( अतः-इसल्यि ), 
_सततमून्सवंदा, विमुक्तमू-विमुक्त, (अस्मिन्हे) ॥ न 
ुक्तयः=उपायाः तैः। विजातीयेत्यादि:--विजातीयाः-चैतन्यविसददशा: ये 
देहादयः्=्चरीरादिबुद्धघन्ताः तेषां प्रत्ययः=विचारणा तुस्माद्रहित:टुविहीन* 
तथा भद्वितीयस्य वस्तुत:-अ्रह्मण Te: सजातीय:-चैतन्यानु रूप: य! प्रत्ययः 
तस्य प्रवाहः=घाराख्पेणावधारणम्‌, निदिष्यासनमू=निरन्तरं निघ्यासनमिति 
सनि युचि ख्पम्‌ । ज्ञातज्ञानादिविकल्पळ्यानपेक्षयाऱ्ज्ञातुज्ेयस्य तत्साधनस्मः 
ज्ञानस्य चापि भेदज्ञानोपद्यमनं वित्तापीति U 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७८ 


अथीः--जो चैतन्य साक्षिस्वरूप है, आकाश के समान ( सवं व्यापक ) है, 
मायातीत है, सवंदा एक समान प्रकाशित होने वाळा है, जन्म-रहित है, एक (अर्थात्‌ 
सजातीय एवं विजातीय भेदों से रहित ) है, अविनाशी है, अविद्या आदि दोषों से 
रहित है, सब में अनुस्यूत है, अद्वय है, वहो मैं हूँ । 'इसलिये) सर्गदा विमुक्त हैँ ।॥६१॥ ` 

1टप्पणी--सविकल्पसमाधिः--सविकल्पक समाधि में व्यक्ति को यह 
मान होता है कि--( १ ) मैं ज्ञाता हूँ, ( २ ) ब्रह्म ज्ञेय है ओर ( ३ ) ज्ञान की 
प्रक्रिया चल रही है । फिर भी वह ब्रह्म के आकार को धारण करने वाली 
अपनी चित्तवृत्ति को बार-बार ब्रह्म में स्थिर करता है। 

सविकल्पिक समाधि के स्वरूप को बतला लेने के अनन्तर अब निविकल्पक 


समाधि के स्वरूप को बतला रहे हैं-- ja 
निर्विकल्पकस्तु ज्ञातज्ञानादिविकल्पल्यापेक्षयाद्वितीयवस्तुनि 


तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तरतितरामेकीभावेनावस्थानम्‌ | तदा तु 
| -ज्ञलाकाराकारितलवणानवभासेन जलमात्रावभासवद॒ह्वितीयवस्त्वाका- 
राकारितचित्तवृत्त्मनवभासेनाद्वितीयवस्तुमात्रमवभासते । ततश्चास्य 
सुषुपेशचाभेद्राङ्का न भवति | उभयत्र वृत्त्यभाने समानेऽपि तत्सद्भावा- 


-सदूभावूमात्रेणानयो भेंदोपपत्तेः ॥ ६२॥ 
अर्थः--ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के विभाग के विलीन हो जाने की अपेक्षा से, 


अद्वितीय वस्तु (ब्रह्म ) में, ब्रह्म के आकार से आकारित (fafaa ) चित्त- 
gfe का ( पानी में नमक की भाँति) अत्यन्त अभिन्तरूप से स्थित होना ही 
निविकल्पक समाधि है। उस अवस्था में तो, जल के आकार को धारण कर 
छेने वाले नगक की प्रतीति न होने से जैसे केवळ जल को प्रतीति होती है, 
a र्त ब्रह्म ) के आकार से आकारित चित्तवृत्ति का भान न 
ee ae ee WA भासित होता है। यही कारण है कि इस 
(निविकल्पक समाधि ) की सुषुध्ति से अभिन्न होने की शङ्का नहीं होती है । 

_( क्योंकि ) दोनों में ( अर्थात्‌ निविकल्पक समाधि और सुषु दोनों में ( अर्थात्‌ निविकल्पक समाधि और सुषुप्ति में ) चितवृत्ति का 
“Seanad: सुषुप्तेमेंद॑ प्रदशयन्नाह--ततचास्येति | ततःन्मद्वि- 
तीयवस्तुनि चित्तवृत्तेरवस्थानान्‍न तु विलीनीमावादेवेत्यर्शः, अस्य=निविकल्पक- 
aah, तत्सद्भावासद्भावमात्रेण--निविकल्पकसमाधो चित्तवृत्तिनिगृहीता 
' सती न प्रतीयते, किन्तु तत्र तत्सत्ता तु भवत्येव | सुषु्तौ हि साऽज्ञाने विलीना 
wafa चित्तेन सहैवातस्तत्र न भवति तत्सत्तेति भेंदविमञ्चं इति दिक्‌ ॥ 

$ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कोमुदीटीकासमन्वित। ७६ 


'होना और न होना ही इन दोनों की भेद-सिद्धि में कारण है ( अर्थात्‌ सुषु में 
चित्तवृत्ति की सत्ता नहीं रहती है, उस समय चित्तवृत्ति का विलय अज्ञान में हो 
जाता है, और समाधि में चित्तवृत्ति की सत्ता तो रहती है, किन्तु निगृहीत हो 
जाने से उसका भान नही होता हे । 

टिप्पणी-निर्विकल्पकसभमाघिः--निविकल्पक समाधि में ज्ञाता, ज्ञान 
एवं ज्ञेय का भेद समाप्त हो जादा है । उस समय एकमात्र ज्ञेय वस्तु का ही भान 
होता है । चित्तवृत्ति ज्ञेय-स्वरूप ही हो जाती है, जैसे कि पानी में पड़ा नमक 
पानीरूप हो हो जाता है। 

पूवेप्षी--यदि ऐसी बात है तो निर्विकल्पक समाधि और युषुध्ति में कोई 
भेद न किया जा सकेगा, क्योंकि सुषुप्ति में भी चित्तवृत्ति की सत्ता नहीं रहती है। 

सिद्धान्ती--नहीं, सुषुक्ति भर निविकल्पक समाधि में समानता नहीं हो 
सकती, क्योंकि gafa की अवस्था में चित्तवृत्ति अज्ञान में विलीन हो जाती है, 


उस समय उसकी सत्ता ही नहीं रहती है । किन्तु निविकल्पक समाधि में तो 
चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, उसकी सत्ता नहीं समाप्त होती है । चित्तवृत्ति 
का यह न होना और होना ही क्रमशः सुषुप्ति और निर्विकल्पक समाधि में भेद 
का परिचायक है--“लोयते हि सुषु, तन्निगृहीत न लीयते” ( माण्डूक्य- 
कारिका ३।३५ ' ॥ ६२ Ut 

अब आगे निविकल्पक समाधि के अगों का विवेचन करने जा रहे दै-- 


अस्याङ्गानि यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा- 
यः । तत्र{अहिसा सव्यास्तेयत्रह्मचयोपरिम्रहा यमाः । झौचसन्तोषतपः- 
स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । करचरणादिसंस्थानविरोषलक्षः 
णानि | प्स्व स्तिकादीन्यासनानि। रेचकपूरकङुंभकळक्षणाः प्राण- 
निम्रहोपायाः प्राणायामाः | इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहरणं 
प्रत्याहारः | अद्वितीयबस्तुन्यन्तरिन्द्रियथारणं धारणा | तत्राद्वितीय- 
बस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्यान्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाहो ध्यानुम्‌। समाधिः 
a: सविकल्पक एब॥६३॥ O O सविकल्पक एव ॥ ६३॥ = 

निविकल्यकसमभाघेरज्ञानि विवृणोति-अस्येत्यादना। अस्य समाधेरशज्भेषु 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहाराः प्च बहिरङ्गाति ॥ हिसादिस्यो निषिद्धेम्यः 
साधकं योगिनमिति यावत्‌ कमंम्यो यमयन्ति नियमयन्तीत्यहिसादयो यमाः । 


7 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Go * वेदान्तसारः 


अर्थे:--इस ( निविकल्प समाधि ) के अंग हैं-- यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । इनमें अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ( संग्रह न करना )--ये यम हँ । शौच ( पवित्रता), सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान (ईश्‍वर का चिन्तन )--ये नियम हैं । हाथ 

- और पैर आदि जिनमें एक विशेष स्थिति में रखे जाते हैं, वे पद्म एवं स्वस्तिक 

आदि आसन हैं । प्राणवायु को वश में करने के उपायभूत रेचक, पूरक तथा 
कुम्मक आदि प्राणायाम कहे गये हैं । इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटा . 
लेना प्रत्याहार है । अद्वितीय वस्तु में अन्तःकरण को लगाना घारणा है । अद्वितीय 
वस्तु ( ब्रह्म ) में अन्तःकरण की वृत्ति को रोक-रोक कर प्रवाहित करना (अर्थात्‌ 
लगाना ) ध्यान है । समाधि तो पूर्वोक्त सविकल्पक ही है ॥ ६३॥ 

टिप्पणी--ईश्वरप्रणिधानम्‌--मानसिक उपचारों से ईश्वर की पूजा एकं 
ध्यान ईदवर प्रणिधान कहा गया है । 

निविकहपक समाधि के विध्नो को बतला कर उनके निवारण का उपाय 
बतलाने जा रहे हैं-- 

एवमस्याड्िनो निर्विकल्पकस्य लयविक्षेपकषायरस्वादलक्षणा- 
श्वत्वारो विध्नाः सम्भवन्ति। लयस्तावद्खण्डवस्त्वनवल्म्बनेन चित्त- 
वृत्तर्निद्रा । अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तरन्यावल्म्बनं विक्षेपः | 
ल्यविक्षेपाभावे5पि चित्तवृत्तेः रागादिवासनया स्तब्धीभावाद्खण्डव- 
स्त्वनवलम्वनं कषायः अखण्डवस्त्वनवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सवि- 


जन्महेतून्‌ काम्यधर्मानु निवत्यं मोक्षहेतो निष्कामधमे नियमयन्ति प्रेरयन्तोति 
शौचादयो यमा: । घारणाघ्यानसमाधित्रयं मनोविषयत्वात्‌ निविकल्पकसमाघेरन्त- 
रङ्गं यमादिकं तु बहिरङ्गम्‌ । अहिसा=वाङइमन:कावैः प्राणिपीडापरिहारोऽहिसा t 
त्यम्‌=्यथा्ंमाषणं सत्यम्‌ | अस्तेयम्‌=भदत्तस्य परवस्तुनोऽनादातमस्तेयम्‌ ॥ 
चयम्‌=वुष्टधा मैथुनवजंनम्‌ | अपरिप्रहः=सांसारिकवस्तुनोऽसंग्रहः t 
aaa तु द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरश्च। तत्र मृज्जलाभ्यां बाह्यं तथाऽऽन्तरं 
मावशुद्धिरूपम्‌ | सन्तोषः=ईदवरेच्छ्या प्रासे सन्तुष्टिः । ईश््वरम्राणधानम= 
ईद्वरस्यानुचिन्तनं तन्मनसाऽभ्यचंनं वेति। आसनस्‌-आस्यते=स्थीयतेऽनेन 
प्रकारेणेत्यासनं स्थिस्तिविशेष: ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


anen a a 


FS PPE niaaa «2 


basin ising AAA Se = 
a x - aaa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्‌ कोमुदीटीकासमन्वितः (A 


कल्पकानन्दास्वादनं रसास्वादः। समाध्यारम्भसमये सविकल्पकाः : 
नन्दास्वादनं वा | अनेन विऽनचतुष्ठयेन विरहितं चित्तं निवोतदीप- ` 


Tego सदखण्डचेतन्यमात्रमवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समा 


धिरित्युच्यते | तदुक्तम्‌-- 

‘ey समस्बोधयेश्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः | 

सकषायं विजानोयाच्छमप्राप्तं न चाल्येत्‌ | 

नास्वादयेद्रसं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत? इति il 

“य॒था दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता? | इति च ॥६४॥ 

अर्थः--आठ agi वालो इस निविकल्पक समाधि में ( १) ल्य (२) 
विक्षेप ( ३) कषाय तथा ( ४) रसास्वाद नामक ये चार विघ्न सम्मावित 
रहते हैं । अखण्ड वस्तु ( ब्रह्म ) का अवलम्बन न करके चित्तवृत्ति का सो जाना 
( अळसा जाना ) हो ल्य है । चित्तवृत्ति के द्वारा अखण्ड वस्तु (ब्रह्म ) का 
अवलम्बन न करके अन्य वस्तु का अवळम्बन करना ही 'विक्षेप' है। लय एवं 
विक्षेप ( नामक विघ्नों ) की अनुपस्थिति में मी राग । सांसारिक वस्तुओं के 
प्रति आकर्षण ) आदि वासनाओं के कारण चित्तवृत्ति का स्तब्ध ( जड ) हो 
जाने से, अखण्ड वस्तू का अवलम्बन न करना ही 'कषाय' है । AGS वस्तु का 
अवलम्बन न करके चित्तवृत्ति का सविकल्पक समाधि के आनन्द का आस्वादन 
करना ही “रसास्वाद' है | इन चार विध्नो से रहित चित्त जब, हवा के झोंके से 
रहित स्थान में TS हुए दीपक की भाँति, निश्चल होकर अखण्ड चैतन्य मात्र के 
रूप में स्थित होता है, तब निविकल्पक समाधि कही जाती है। ऐसा ही कहा 
भी गया है-- द ; 
ह - लये, चित्तम्‌, सम्बोधयेत्‌; विक्षि, (चित्तम्‌), पुनः, शमयेत्‌; 

सकघायंम्‌, (चित्तम्‌), विजातीयात्‌; TAMA, (चित्तम), न, चाछयेत्‌; तत्र, 
रसम्‌, न, आस्वादयेतू, प्रज्ञया, ( तस्मात्‌ ), तिःसंगः, भवेत्‌ ॥ 


यथा, निवातस्थः, दीपः, न, इंगते, सा, उपमा, ( योगिने, समाहि(- ` 


चित्तस्य „ स्मृता ॥ A 
शब्दार्थ:--लये--लयकी अवस्था में, चित्तमूट्चित्त को, सस्बीघयेत्‌= 


जगाना चाहिये, विक्षिप्तसल्त्रह्म के अतिरिक्त, अन्य वस्तुओं में लगे हुए, , 


( चित्तम-चित्त को ), पुनः=बारःबार, शमयेत्‌-शांत करना चाहिये; सकः 
N a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८२ ` वेदात्तसारः 


घायम्कषाय से युक्त (अर्थात्‌ रागादि वासना से स्तब्ध), (चित्तम्‌=चित्तको), 
'चिजानीयात्‌=विश्येषरूप से समझना चाहिए; रामप्राप्तम्‌=्यांत हए, (चित्तम्‌= 
चित्त को ), न=नहीं, चाळयेत्‌=चलायमान करना चाहिए, तत्रजउस समय, 
रसम्‌=रस, (सविकल्पक समाधि के आनन्द) को, न=नहीं, आइवादयेत्‌=आस्वा 
दन करे, प्रज्ञयानबुदधिपूवक, ( तस्मात्‌=उससे ), निःसङ्गः=अनासक्त, भवेत्‌= 
होना चाहिए ॥ 

यथा=जिस प्रकार, निवातस्थः=वायुरहित प्रदेश में wa हुआ, दीपः= 
दपक, न-नहों, इंगते=कांपता है, सा-वही, उपमा=उपमा, (योरिनः=्योगी 
के, समाहितचित्तस्य=समाघि में लगे चित्त की ), स्मृता=कही गयी हे ॥ 

अर्थः--ळ्यकी अवस्था में चित्त को जगाना चाहिए, ब्रह्म के अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओं में लगे हुए चित्त को बार-बार द्यान्त करना चाहिये, कषाय से युक्त 
( अर्थात्‌ रागादि वासना से स्तब्ध चित्त ) कों विशेष रूप से समझना चाहिए, 
शांत हुए (चित्त) को नहीं चलायमान करना चाहिये, उस समय रस (सविक लपक 
समाधि के आनन्द ) का आस्वादन न करे, बुद्धिपूवंक ( उस आनन्द से ) अना- 
सक्त होना चाहिए ॥ ( माण्डक्यकारिका ३।४४-४५ ) ॥ 

जिस प्रकार वायु रहित प्रदेश में रक्खा हुआ दीपक नहीं काँपता है, वही 
उपमा ( योगी के समाधि में लगे चित्त की ) कही गई है ॥ ( श्रीमद्भगवद्गीता 
६1१९) ॥ S 

टिप्पणी-कषायः--यद्यपि इस अवस्थां में पहुँचे हुए योगाभ्यासी की 
ey आदि की मावना विनष्ट हो चुकी रहती हैं, फिर भी अतीत के संस्कार 
के कारण इनका मन में, चोरों की भाँति, आवागमन लगा ही रहता है । 

प्रज्ञया भवेत---निर्विकल्पक समाधि के अभ्यासी योगी का चित्त afa- 


कल्पक समाधि के आनन्द की ओर मुड़-मुड़ कर जाना चाहता है | किन्तु अम्यास ' 


cat वाळे व्य£क्त को चाहिए कि वह बृद्धिपूर्वंक सविकल्पक समाधि के आनन्द से 
असंपुक्त ही रहे।  . 
` आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर अविद्या तथा अविद्या का कार्यरूप समस्त 
संसार समाप्त हो जाता है । संयोग से यदि योगी का यरीर-पात उसी समय हो 
जाय तब तो वह ब्रह्म में छीन हो जाता है । किन्तु यदि प्रारब्ध क्म के कारण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ne) REN ESE CWE PR 
LIA DA MAA Aa 


Digitized by Arya चभाडूनमुदीर्टीकिसिमरन्वित!* and eGangotri ८३ 
we e 


उसका दरीरपात उस समय नहीं होता है तो वह उस ( प्रारंब्ध कमं ) के क्षय- 
पर्यन्त IU धारण किए रहता है । ऐसी अवस्था में वह संसारबन्धन से मुक्त 
ही रहता है । ऐसे हो जीवन्मुक्त का लक्षण आगे वतला रहे हैं-- 

अथ जीवन्मुक्तलक्षणमुच्यते । जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्ड- 
ब्रह्मज्ञानेन तदज्ञानवाधनद्वारा स्वस्वरूपाखण्डन्रह्मणि साक्षात्कृतेःज्ञा- 
नतव्कार्यसद्ितकमंसंशयविपययादीनामपि बाधितत्वादखिळबन्धर- 
हितो ब्रह्मनिष्ठः | : 

“भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछययन्ते सवंसंऱयाः | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे'॥ इत्यादिश्रुतेः ॥६५॥ 

अर्थे--अब जीवन्मुक्त का लक्षण बतलाया जा रहा है । जीवन्मुक्त वह है, 
जो अपने स्वरूपभूत अखण्ड ब्रह्म को जान लेने से, ब्रह्मविषयक अज्ञान के बाधित 
हो जाने से, अपने स्वरूपभूत अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर, अज्ञान 
और अज्ञान के कायं ( सूक्ष्म तथा स्थूळ प्रपञ्च ), सञ्चित कमं, संशय, faida 
( विपरीत ज्ञान ) आदि के भी बाधित हो जाने से ( वीयं-विहीन हो जाने से), 
argu बन्धनों से रहित ब्रह्मनिष्ठ है ॥ 

अन्वयः-त्तस्मिमु, परावरे, ( ब्रह्मणि ), इष्टे, अस्य, हृदयग्रन्थिः, मिद्यते; 
addaar:, छिद्यन्ते; च, कर्माणि, क्षीयन्ते ॥ ; 

शब्दाथः--तस्मिन्‌=उस, परावरेच्कारण-कार्येरूप, . (जह्म णि-ब्रह्म के), 
geist लिए जाते पर, अस्य=इस (जीवन्मुक्त) के, हृदयग्रन्थिः=हृदय को 
its, भिद्यते=खुळ जाती है, सवसंशयाः=सारे सन्देह, छिद्यन्ते-कट जाते हैं; 
Hatt, कमीणि==( प्रारब्ध को छोड़ कर ) सभी कमं, क्षीयन्ते=विनष्ट हो 
जाते हैं ॥ 

अथंः--उस कायं-क्रारणरूप ( ब्रह्म के ) देख लिए जाने पर इंस ( जीव- 
्मुक्त ) के हृदय की ( अहङ्कार रूप ) गाँठ खुळ जाती है, सारे सन्देहं कट जाते 
हैं, और ( प्रारब्ध कमं को छोड़ कर, सञ्चित एवं क्रियमाण रूप ) समी कम 
विनष्ट हो जाते हैं ॥ ( मुण्डक० २।२।८ ) ।. इत्यादि श्रुतियों का ( भी जीव- 
्मुक्त के विषय में ऐसा ही अभिमत है ) U Bs es 

अथ जीवन्मुक्त लक्षयति-अथेत्यादिना | बखिलबन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठो 
जीवन्मुक्त दैति तस्य लक्षणं परित्यक्तबन्धन gerd: । ब्रह्म निष्ठः-त्रह्मणि निष्ठा 
तदेकपरता यस्य स: ब्रह्मनिष्ठो जीवन्मुक्त sas: ॥ 


i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
y KN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
SY 5 वंदान्तसार: 


टिप्पणी- सखितकम--कर्म तोन प्रकार के होते है--(१) सञ्चित, (२) 
प्रारब्ध और (३) क्रियमाण । इनमें सञ्चित कमं वे हैं जिन्हें पिछले जन्मो में 
किया गया है, किन्तु जिनका मोग अमी प्रारम्म न होकर आगे प्रारम्भ होनेवाला 
हे । प्रारब्ध कमं वे पुवंजन्म के कमं हैं, जो फलोन्मुख हैं और जिनके कारण- 
वतंमान जन्म लेना पड़ा है। क्रियमाण कमं वे हैं, जिन्हें इस जन्म में व्यक्ति 
करता है । ब्रह्म साक्षात्कार होने पर तो सञ्चित एवं क्रियमाण कमं विनष्ट 
( अर्थात्‌ अनुवंर ) हो जाते हैं, किन्तु प्रारब्ध को तो मोगना ही पड़ता है, उसका 
बिना att विनाश नहीं हाता है ॥ 

जीवन्मुक्त अपनी इस अवस्था में भी पूववत्‌ कर्म करता ही है । अतः वह 
तो बद्ध ही कहा जायगा, न कि मुक्त । इसी शंका के उत्तर में आगे के अंश की 
अवतारणा है-- 

अयं तु व्युत्थानसमये मांसशोणितमूत्रपुरीषादिभाजनेन शरीरेण, 
आन्ध्यमान्द्यापटुत्वादिभाजनेनेन्द्रियग्रामेण, अइनायापिपासाशोक- 
मोहादिकभाजनेनान्तःकरणेन च पूर्वपूर्गवासनय। क्रियमाणानि कर्माणि 

` सुञ्यमानानि ज्ञानाविरुद्धारब्धफलानि च पञ्यन्नपि बाधितस्तात्पर- 
सार्शतो न Wale । यथेन्द्रजाळमिद्‌मिति ज्ञानवांस्त दिन्द्रजाळं wa 
न्नपि परमार्थमिदमिति न पश्यति। 'सचक्षुरचक्षरिव सकर्णोऽक्रणं 
इव? इत्यादिश्रुतेः । उक्तं च - 
“सुषुप्तवञ्जाग्रति यो न पह्यति, द्वयं च पञ्यन्नपि चाद्वयत्वतः | 
तंथा च कुर्गन्नपि निष्क्रियच यः, स.आत्मविन्नान्य इतीह निश्‍चय: 
l ॥ द्रात ६६ ॥ 
अथः--यह जीवन्मृक्त समाधि से उठने पर, मांस रक्त मूत्र एवं विष्ठा आदि 
के पात्र शरीर के द्वारा, अन्धापन मन्दता अपट्रुता आंदि के पात्र इच्द्रियसमृह के 


द्वारा, भूख प्यास शोक मोह. आदि के भाजन अन्तःकरण से, पु्व-पू्वं वासना के 


'कारण किए जाते हुए ( क्रियमाण ) कर्मों को तथा मोगे जाते हुए प्रारब्ध (कर्म) í 


के ज्ञानानुकुल फलों को ( साक्षिमाव से ) देखता हुआ मी ( अज्ञान के ) बाधित 


ठज्ञाने से वस्तुतः नहीं देखता हे । जंसे ‘ag इन्द्रजाल है” ऐसा समझने वाला 
व्यक्ति उस इन्द्रजाल को देखता हुआ भी, ‘ag यथाथं है; ऐसा नहीं मानता है । 


“आँखरहित होने पर मी आंखवाले के समान ओर कानरहित होने पर कान . 


वाळे के समान ( व्यवहार करता है )” इत्यादि श्रुति से मी ( यह बात प्रमा- 
णित होती है ) । ( उपदेशसाहस्री में ) कहा भी गया है-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कौमुदीटीकासमन्वित! टश 


अन्वयः--यः, जाग्रति, द्वयम्‌, पव्यचु, अपि, अद्वयत्वतः, सुषुप्तवत्‌, न, 
पश्यति, तथा च, ag, अपि, यः, निष्क्रियः, सः, आत्मवित्‌, अन्यः न, इति, 
इह, निश्चयः 1! yi 

शब्दाओैः--य:--जो, जाग्रति=नागरण के काल में, gania को 
पञ्यन्‌=देखता हुआ, अपि-भी, अद्वयत्वत:-अद्वैत बुद्धि के कारण, सुषुप्रवत्‌= 
सोए हुए व्यक्ति के समान, न-नहीं, पश्यतिन्देखता है; तथा च=और, कुब न्‌= 
कर्म करते हुए, अपि=मी, यः=जो, निष्क्रियः=निष्क्रि ( रहता ) है, सः= 


वह, आत्म वित्‌=आत्मवेचा है, अन्यः-दुसरा, न=नहीं, इति-यह, इह 
में, निश्‍चय लि है WA ता व ee 


अर्थेः--“जो जागरण के काल में da को देखता हुमा मी, aga बुद्धि के 
कारण, सोए हुए व्यक्ति के समान .( वस्तुतः उमे ) नहीं देखता है, और कमं 


करते हुए भी जो निष्क्रिय ( रहता ) है, वह आत्मवेत्ता है, दुसरा नहीं, यह 
वेदान्त का निश्‍चय है ॥”( उपदेशसाहस्री १०।१३ ) ॥ 


टिप्पणी-अयं तु व्युत्थानसभमये '** ***परमार्थतो न पझ्यति-यह 
वाक्य जीवन्मुक्त तथा बद्ध (अर्थात्‌ संसारी व्यक्ति) के बीच अन्तर प्रदर्शित करने 
के लिए है । जीवन्मुक्त के शरीर एवं इन्द्रिय आदि तथा बद्ध व्यक्ति के शरीर 
तथा इन्द्रिय आदि एक जैसे होते हैं। किन्तु जीवन्मुक्त शरीर धारण करते हुए 
भी उससे तथा उसके द्वारा सम्पादित हो रहे कर्मों के प्रति fates रहता है । 
जब कि बद्ध व्यक्ति अपने शरीर तथा उससे किए जा रहे कर्मो के प्रति आसक्त 
बना रहता है । 
 अशनायापिपासा--भूख एवं प्यास को पहले प्राणों का कार्य बतला चुके 
हैं | किन्तु यहाँ इन्हें अन्तःकरण का कार्यं बतलाया गया है इसे सांख्य का 
Sala समझा जा सकता है । मिळाइये सांस्यकारिका-२६ ॥ 
अब जीधन्मुक्त के कुछ बाह्य लक्षणों को बतला रहे हैं, जिनसे अत्य लोग 
भी उसे जीवन्मुक्त समक्ष सकं ` 
अस्य ज्ञानात्यूब विद्यमानानामेंवाहारविह्वारादीनामनुवृत्तिव€छु- 
भवासनानामेवानुवृ!त्तभवति झुभाझुभयोरोदासीन्यं बा तदुक्तम्‌-- 
बुद्धाहवेतसतत्त्वल्य यथेष्टाचरणं यदि | 
gai तत्त्वदृशां चेव को भेदा5शुचिभक्षणे' ॥ इति॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८६ वेदान्तसारः 


ब्रह्मवित्त्वं तथा BRAT स आत्मज्ञो न चेतरः ॥ इति च ॥ 
तदानीममानित्वादीनि ज्ञानसाधनान्यद्व ्टत्वादयः सद्गुणाइचा- 
ळङ्कारबदनुवतेन्ते | तदुक्तम्‌ 
डत्पन्नात्मांवबोघस्य ह्यद्ष्ट्त्वादयो गुणा: | 
अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ इति ॥ ६७॥ 
अशीः--इस जीवन्मुक्त के ज्ञान से पूर्वं होने वाले ( अतः चिर अभ्यस्त ) 
आहार-विहार की ही तरह, शुम संस्कारों ( वासनाओं ) की ही अनुवृत्ति होती 
है । मथवा ( वह ) शुभ एवं अशुभ दोनों' ही तरह की वासनाओं से उदासीन हो 
जाता है 1 कहा मी गया है-- 
अन्वयः--““बुद्धाद्वेतसतत्वस्य, यदि यथेष्टाचरणम्‌, ( मवेत्‌, तदा ) शुनाम्‌, 
च, तत्वद्ृशाम्‌, एव, अशुिमक्षणे, कः, भेदः ॥ 
“ब्रह्म वित्त्वमूं, तथा, मुक्त्वा, सः, ARAT: ( भवति );{इतरः, न ॥ 
शब्दाथेः--“बुद्धाद्वेतसतत्त्वस्यसजिसने ads तत्व को यथार्थरूप से 
जान लिया है ऐसे व्यक्ति का, यदि=यदि, यथेष्टाचरणम्‌=स्वेच्छा से आचरण 
(aà, तदा=तब ), झुनामून्कुत्तों, च=तथा, तत्त्वदृशामू-तल्वज्ञों 
के बीच, एव=मी, अझुचिभक्षणे=अपवित्र पदार्थो के खाने में, कः=क्या 
भेद्‌ः=अन्तर होगा ॥ 


“ब्रह्म वित्त्वम्‌=“ ब्रह्मज्ञानी हैँ” इस अभिमान को, तथा=उस तरह से, 


सुक्त्वा=्छोड़कर, सः-वह, आत्मज्ञः=धात्मन्ञान, ( भवति=होता है), ' 


इतरः=दुसरा कोई, न=नहीं 1” 
अर्थः--“जिसने अद्वंत तत्त्व को यथाथ रूप से जान लिया है, ऐसे व्यक्ति 
का यदि स्वेच्छा से आचरण हो, तब कुत्तों और तत्वज्ञो के बीच ्पवित्र पदार्थो 
के खाने में क्या अन्तर होगा ? (अर्थात्‌ कुछ नहीं) ॥” (नंष्कम्यंसिद्धि wig) 
~ "मै ब्रह्मज्ञानी हुँ” इस अभिमान को उस तरह से छोड़कर वह आत्म-ज्ञानी 

होता है ) दुसरा कोई नहीं ॥” ( उपदेशसाहस्ती १२।१३ ) ॥ 

उस समय ( अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति की अवस्था में ) ज्ञान के साधन निरभिमा- 
निता enfe और किसी से द्वेष न करना आदि सद्गुण ( इस जीवन्मुक्त का ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 
कौमुदोटीकासमन्वित: ८७ 


अलंकार की भाँति अनुवर्तन करते हैं (अर्थात्‌ बिना प्रयास के ही उसका अतुवतंन 
कर उसके अलंकार की भांति प्रतीत होते है) । यही कहा गया है-- 

अन्वयः--उत्पन्तात्मावबोघस्य, अस्य हि, अद्वेशृत्वादय), गुणाः, अयत्नतः, 
भवन्ति, न तु, साधनरूपिणः, | भवन्ति ) 

इाब्दाथः-उत्पन्नात्साववोधस्य=्आत्मत्ञान हुये, अस्य=इस (जीवन्मुक्त) 
के, अद्वे्टत्वादयःनद्रोह न करना आदि, ुणाः=गुण, अयत्नतः्=विना प्रयास 
के i Mie हैं, न तुन्न कि, साधनरूपिणः=साषनरूप, (भव न्ति= 
ह्‌ ॥ ; 

अर्थः -आस्मज्ञान हुए इस ( जीवन्मुक्त ) में द्रोह न करना आदि गुण विना 
प्रयास के ही होते हैं ( भा जते हैं ); न कि साधनरूप (होते ) हैं || - 

( नैष्कम्यं सिद्धि ४६९ ) 


टिप्पणी - ब्रह्मबिरवं a चेतरः “मै ब्रह्मवेत्ता हुँ” ऐसा अभिमान जब 
तक रहता है, तब तक यही समझना चाहिए कि योग-साधक अभो मुक्त नहीं हुआ 


है । आखिर अभिमान भी तो अज्ञान का हो कार्य है और वह जब तक साधक 
को वश में किये है, तब तक साधक भला जीवन्मुक्त कंसे माना जा सकता है ? । 


अळङ्कारवद्नुवतेन्ते - किसी से द्वेष न करना, सम्पूर्ण प्राणियों पर दया 


करना आदि गुण जोवन्मुक्त के स्वभावसिद्ध गुणों की भाँति हो होते हें । इनके 
अर्जन के लिये जीवन्मुक्त को. प्रयास नहीं करना पड़ता है । . 


जीवन्मुक्त प्रारब्ध की समाप्ति पर देह-पात के अनन्तर विदेहमुक्त या परम- 
मुक्‍त हो जाता है । इसी का आगे निरूपण करने जा रहे हैं-- 


किं बहुनाऽयं देह्यात्रामात्राथंमिच्छानिच्छापरेच्छा प्रापितानि सुख- 
दुःखलक्षणान्यारब्धफळान्यलुभत्रन्नन्तः करणामासादीनामवभासकः 
संस्तदवसाने प्रत्यगानन्दपरब्रह्मणि प्राणे लीने सत्यज्ञानतस्कायसंस्का- 
राणामपि विनाशात्‌ परमकेवल्यमानन्देकरसमखिछभेदप्रतिभास- 
रहितमखण्डं ब्रह्माव तिष्ठते । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 'अत्रेब सम- 

बलीयन्ते', विमुक्तरच विमुच्यत' इत्यादिश्रुतेः ॥ ६८।। „ 
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचायंसदानन्द्‌- 

बिरचितो वेदान्तसारः समाप्तः ॥ 


अर्थ:--अधिक कहने से क्या लाभ? यह जोवन्मुक्त एकमात्र शरीर को 
चलाने मर के लिये इच्छा अनिच्छा और दूसरे की इच्छा से प्राप्त कराये गये, 


ce 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८८ वेदान्तसारः 


सुख-दुःखरूप प्रारब्ध ( कमं ) के फलों का ( निलेंपमाव से ) अनुभव करता हुआ : 
एवं अन्तःकरण की विषय़ाकार वृत्तियों को ( साक्षिरूप से ) प्रकाशित करता 
हुआ, प्रारब्ध कमं के समाप्त हो जाने पर, प्राण के प्रत्यगानन्दरूप ब्रह्म में लीन 
हो जाने पर, अज्ञान और उसके कार्यों ( समस्त प्रपञ्च ) एवं संस्कार के भी 
विनष्ट हो जाने से परमकवल्यरूप, आनन्दैकरस, सम्पूणं मेद की प्रतीतियों से 
रहित, अखण्ड ब्रह्ममात्र रह जाता है ( हो जाता है ) । “उस (ब्रह्मज्ञानी) के | 
प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं ( अर्थात्‌ निकल कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं )” ` 
( वृहृदा० ४।४।६ ); “वे इस परमात्मा में हो विलीन हो जाते हैं ।” ( बूहदा ० 
३।२।११ ); और ( अविद्या के बन्धन से ) मुक्त हुआ यह जीवन्मुक्त विमुक्त . 
} अर्थातु विदेह मुक्त ) हो जाता है (कठ० २1२1१) इत्यादिशश्रुतिओं से (भी यही 
त कही गई है) ॥ ६८ ॥ 
॥ श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं सदानन्द के द्वारा विरचित 
यह वेदान्तसार समाप्त हुआ ॥ 
टिप्पणी--इच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि-प्रारध भोग तीन प्रकार का 
होता है । यह कमी स्वेच्छा से प्राप्त होता है; जैसे ऋतुकाळ में स्त्रोगमन | कमी 
अनिच्छा से प्राप्त होता है, जैसे राह चळते रुपयों की थैली का मिल जाना, स्नान 
'क्के समय गंगा में इब जाना आदि। कमी परेच्छा से प्राप्त होता है; जैसे चोर 
डाकुओं का आक्रमण आदि | 
॥ रमाशङ्कर त्रिपाठी के द्वारा रचित वेदान्तसार की 


यह “कोमुदो' नामक व्याख्या समाप्त हुई ॥ 
णां: ko 

विदेहमुक्तिमुपस्थापयन्नुपसंहरति--कि बहुनेत | देहयात्रामात्रार्थस्‌= 
केवल शरोरचालतनार्थ न त्विन्द्ियप्रीत्यथंमित्यथेः, अन्तःकरणाभासादोनाम= 
अन्तःकरणस्य विषयाकारवृत्त्यादीनां बुद्धिसाक्षितया अवमासकः सन्‌ू-प्रकाशकः 
सनु, तदवसाने =प्रारन्षकमंणोऽवसाने। विसुक्तञ्च विमुच्यते=अय जीवन्मुकतो 
जीवन्नेव हृदयमानाद रागद्वेषादिवहुलातप्रपञ्चाद्‌ विशेषेण मुक्तः सनु वतंमानस्य 

शरीरस्य पाते जाते आविशरीरबन्धनाद्विशेषेण मुच्यते इति मावः ॥ 
॥ इति रमाद्यक्छुरत्रिपाठिकृता वेदान्तसारटोका 'कौमुदी' समाप्ता ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


src: 


aa 


EATON a ३: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ii eS AAA वश sR SNF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


et £ > CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


